एक धमंयुद्ध 


[ अहमदाबाद के मिल-मक़दूरों की लड़ाई का इतिद्दास ] 


लेखक 
महादेव हरिभाई देसाई 


अनुवादक 


काशिनाथ त्रिवेदी 





नवज़ीवन प्रकाशन मंदिर 
अद्मदाबाद 


मुद्रक ओर प्रकाशक 
जीवणजी डाह्माभाई देसाई 
_नवजीवन मुद्रणालय, काछुपुर, अहमदाबाद 


पहली बार, २ १7०७० 


आठ आना अक्तूबर, १५5४) 


अस्तावना.: 


हिन्दी में इस छोटी-सी पुस्तक का यह संस्करण प्रकाशित हो रहा 
है, यह जान कर मुझे खुशी होती है । जब यह ' घम्मयुद्ध ' हुआ था, 
तब शायद ही किसीको यह खयाल आया हो कि युद्ध का अंतिम . 
परिणाम क्‍या होगा। टेकवाले मज़दूरों की टेक की सबने सराहना 
की और थोड़े ही समय में लोग इसे भूल गये । लेकिन आज 
इस युद्ध के इतिहास की माँग हर एक भाषा में हो रही है । 
उस समय तो हरूड़नेवालों के साथी इनेगिने ही थे, पर आज 
मज़दूरों के लिए लड़नेवाले बहुत खड़े हो गये हैं। फिर भी, यह 
कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि दर असछ यह एक धमयुद्ध 
था । इस युद्ध के फलस्वरूप ही आज अहमदाबाद का भजूर्‌- 
महाजन-संघ हिन्दुस्तान की एक अद्वितीय संस्था बन पाया है; 
यही नहीं, बल्कि आज सारी दुनिया में उसका अपना अद्वितीय स्थान 
है, क्‍योंकि सत्य और अहिंसा को सामने रखकर इस संघ ने 
जितना काम किया है, उतना शायद ही दूसरे किसी मजदूर संघ ने 
किया होगा । उस समय मज़दूर अपनी मजदूरी में कुछ टकों का 
इज़ाफ़ा कराने के लिए लड़े थे और उस लड़ाई में कामयाब हुए 
थे | छेकिन आज मज़दूरों के सामने एक ही ध्येय है: मिलों के 
स्वामित्व में तथाकथित मालिकों के साथ बराबरी का हिस्सा प्राप्त 
करना । जिस तरह पूँजी घन है, उसी तरह मेहनत भी धन है, 
और बेशक़ीमती धन है । मिलों पर इन दोनों धनपतियों का 


कह, 
थ्की 
को 


संयुक्त स्वामित्व होना चाहिए । १९१८ का यह धर्मयुद्ध छड़कर 
मज़दूरों ने अपने घन के महत्त्व को समझा है । अभी संयुक्त 
स्वामित्व प्राप्त करने की शक्ति उन्हें मिली नहीं है, पर वे बड़े 
वेग से उसका संग्रह करते जा रहे हैं । जिस दिन यह शाक्ति वे 
प्राप्त कर छेंगे, उस दिन' संभव है कि मालिक उन्हें स्वामित्र-प्राप्ति 
के लिए हड़ताल करने को मज़बूर न करें, उलटे अपने आप 
भाई कहकर उन्हें अपना लें ओर उनको अपना भागीदार बना हें । 
अहिंसा के ऐसे अदभुत फल निपजते हैं । छेकिंन इस सबके 
लिए बैय की आवश्यकता है, संयम ओर अनुशासन की आवश्यकता 
है, संघरशाक्ति और संघनिष्ठा की आवश्यकता है । अहमदाबाद के 
मज़दूरों में ये सब गुण हैं । इन गुणों के बल पर वे अपना ध्येय 
प्राप्त करें, यही मेरी कामना हैं । यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो 
कहा जायगा कि उन्होंने श्री० अनसूयाबहन, श्री० शंकरलालभाई, 
ओर श्री० गुलज़ारीलाल के मागदशेन को सफल सिद्ध किया है, 
क्योंकि इन लोगों के दिल में तो भज़दूरों को उनके असली स्थान 
तक पहुँचा देने के सिवा ओर कोई मनोरथ न था, न दे । 


मद्दादेव देलाई 


विषयसूची 


प्रत्तावना 
मज़दूरों की लड़ाई का इतिहास ओर अवलोकन 
महात्माजी की पत्रिकायें 
परिशिष्ट 
पंच संबंधी पतन्न-व्यवहार ओऔर अपने उपवास के 
संबंध में गांधीजी का स्पष्टीकरण 


डा अ्यगी. >पैको 


5६ 


एक धमंयुद् 


( अद्टमदाबाद के मिल-मज़दूरों की लड़ाई का इतिद्दास ) 


र्‌ 


* खुदा इज्ज्ञत बहुत देवे मेहरबान गांधी को, 

दुवायें दे रहे हैं हिन्दू-मुसलमान गांधी को । 

ग़रीबों के लिए उन्होंने यह सदमा उठाया; 

योया हमें भी ख्वांबे गफ़कत से जगाया । 

हम तो समझे हैं कि तनहाई का साथी पाया, 

फ़तह दे कुदरतेग़्ेब से तू हमको खुदा या । 

मेहरबान गांधी और बहन अनसूया हमारी, 

ता क़यामत नाम उनका रहे दुनिया में जारी । ” 
गांधीजी के सत्याग्रह आश्रम में ब्रह्मचारी सुबह-शाम जो 
प्राथना करते हैं, उसमें उनके जीवन-ध्येय को प्रकट करनेवाले मंत्रों 
ओर भजनों की बहुतायत है । गांधीजी चाहते हैं कि इन मंत्रों और 
भजनों का रहस्य ब्रह्मचारियों की आत्मा में घुलमिल जाय और आगे 
चलकर उनके प्रत्येक कार्य द्वारा वह उदात्त रूप में प्रकट 
होता रहे । €म देख रहे हैं कि आश्रम में नित्य रटे 
जानेवाले पद “कामये दुःखतप्तानां आणिनामातिनाशनम्‌ ! और 

आश्रम के श्रिय भजन 'वेष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे _ 

_रे! का भाव ही गांधीजी की सभी अद्षत्तियों का केन्र बना हुआ है। 
ये दोनों भजन जितने सादे उतने ही गंभीर भी हैं । इनमें 
ममत्व या अभिमान का अंश नहीं। इनकी एकमात्र तीत्र आकांक्षा 


रे 


यही है कि मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियाँ एक इष्ट दिशा में अवर्तित 
होती रहें । 


इसीलिए एक सच्चे सत्याग्रही ने इबको अपने आचारसूत्र के 
रूप में अपनाया है। वह भमत्व या अभिमान वश सत्याग्रह के 
क्षेत्र की खोज नहीं करता । उसे सत्याग्रह के विषय अपनेआप मिलते 
रहते हैं, और उन विषयों को अपने हाथ में लेने के सिवा सत्याग्रद्दी 
के लिए दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता । गाँधीजी चंपारन को 
खोजने नहीं गये, बल्कि चंपारन ही उन्हें खींचकर ले गया । 
' खेड़ा के किसानों की लड़ाई वे खुद मोल लेने नहीं गये; वह 
उन्हें सॉपी गई । हाँ, यह जरूर है कि गांधीजी ने जिस किसी मी 
काम को हाथ में लिया, उसको तबतक नहीं छोड़ा, जबतक उसका 
कोई परिणाम प्रकट न हो गया । 


अहमदाबाद के मिलमज्ञदूरों की लड़ाई में भी गांधीजी को 
दूसरों की इच्छा से ही शामिल द्वोना पड़ा । खेड़ा के प्रश्न को 
लेकर गांधीजी को २ फरवरी के दिन बम्बई जाना पड़ा था | 
वहाँ सेठ अबालाऊ साराभाई से उनकी भेट हुई । श्री० अबालाल- 
भाई ने अपने पास के कुछ काग्ज्ञ-पत्र दिखाकर गांधीजी से 
कहा कि अहमदाबाद के मिल्मझदूरों में 'बोनस” के बारे में 
असंतोष है; ओर डर है कि कहीं वे हड़तारू न कर दें । यदि 
ऐसा हुआ तो उसका नतीजा अच्छा न होगा । इसलिए उन्होंने 
गांधीजी को सलाह दी कि वे इस सवाल को अपने हाथ में हें । 
श्री० अबालालभाई ने जो भय व्यक्त किया, वह गांधीजी को गंभीर 
साल्म हुआ । उन्होंने सोचा: “यदि सचमुच स्थिति ऐसी 
ही है, तब तो सारे अहमदाबाद शहर की शान्ति खत्तरे में पद़ 


हे 


सकती है! । अतणव गांधीजी ने निश्चय किया कि थे भरसक 
इस संकट को टालने का यत्न करेंगे । 


गाँधीजी ने अहमदाबाद पहुँचकर भज़दूरों और मिलएजन्दों 
की स्थिति ओर दृष्टि को समझना शुरू किया । उन्होंने देखा कि 
पिछले अगस्त से बुनाई विभाग के मज़दूरों को मनचाहा ' प्लेग 
बोनस ” मिल रहा था । इस बोनस के लोभ से बुनाई विभाग 
: के बहुत से मज़दूर, जो साधारण दशा में प्लेग के कारण अहमदाबाद 
छोड़कर चले जाते, अपनी जान को ख़तरे में डालकर भी मिलों से 
चिपटे हुए थे । जाँच करने से मालूम हुआ कि कई मामलछों में तो 
यह “ प्छेग बोनस ” भज़दूरों को उनकी मसज़दूरी के अलावा क़रीब 
७०-८० फ़ीसदी ज़्यादा दिया जाता था। और चूँकि प्लेग बन्द होने 
पर भी अनाज, कपड़े ओर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अन्य चीज़ों के 
दाम पहले से दुगने, तिगुने ओर कहीं-कद्दीं चोगुने तक ,द्वो गये 
थे, यह बोनस” जारी रहा था । 


इस बोनस को एकाएक बंद कर देने के मिल्मालिकों के 
निश्चय से बुनाई विभाग के मज़दूरों में काफ़ी खलबली भची थी । 
श्री०ण अनसूयावहन से मिलकर वे रोज़ अपना असंतोष उनके 
सामने प्रकट करने लगे थे । अब बे प्लेग बोनस” के बजाय 
महँगाई का कम से कम ५० फ़ीसदी भत्ता चाहते थे । गांधीजी ने 
अहमदाबाद पहुँचकर वहाँ के खास-खास मिलएजन्टों से बातचीत शुरू 
की । ने लोग भी इस प्रश्न को सुलझाने की उत्सुकता प्रकट करने 
लगे । गांधीजी ने अबतक इस झगड़े में सीधा भाग लेने का निश्चय 
नहीं किया था । इधर हालत दिन-ब-दिन नाजुक होती जा रही थी। 
सरकार के पास भी सारा मामला पहुँच चुका था, और ता० ११ 


प्‌ 


को अहमदाबाद के तत्कालीन सहृदय कलेक्टर ने गांधीजी को 
नीचे लिखा एक ख़त भेजा था । 

* बोनस के प्रश्न को लेकर मिलमालिकों ओर मजदूरों के 
दरम्यान एक बहुत ही गंभीर हालत पेदा हो जाने का ँदेशा हैं । 
मालिक लोग मिलें बंद करने की धमकी दे रहे हैं, इससे लोगों को 
बहुत तकलीफ़ ओर दुःख होने की आशंका है । अतएव में सारी 
परिस्थिति को उसके सच्च स्वरूप में समझने को उत्सुक हूँ । मुझे पता _ 
चला है कि अगर सिलमालिक किसीकी सलाह पर ध्यान देंगे, तो वह 
आपकी ही सलाह द्वोगी । आपको उनके प्रति क्राफ़ी सहानुभूति भी 
है; ओर मुझसे कहा गया है कि आप उनकी बात मुझे भलीभाँति 
समझा सी सकते हैं । अतएव में आपका बहुत आभारी हूँगा, 
अगर आप कल किसी समय अवसर पाकर' अपना एकाघ घंटा 
मुझे देने की कृपा करेंगे।! 

गांधीजी कलेक्टर, मिलएजन्ट और अभज़दूर, सबसे मिले। 
सबके साथ उन्होंने सलाह-मद्वविरा किया । अंत में, दोनों पक्षों ने यह 
“ स्वीकार किया कि इस झगड़े का फ़ेसला पंचों द्वारा कराया जाय । पँचों 
में मालिकों की ओर से सेठ अबालालभाई, सेठ जगाभाई दलूपतभाई, 
ओर सेठ चंदुलाल एवं मजदूरों की ओर से सवैश्नी गांधीजी, 
बलल्‍लभभाई पटेल और दाॉकरलाल बेंकर तथा सरपंच के स्थान 
पर कलेक्टर साहब नियुक्त किये गये । 

इसके बाद तुरन्त ही ग्रांचीजी को खेड़ा जाना पड़ा । 
चहाँ की'हालत मी नाजुक थी । खेड़ा में उन्होंने जाँच का कार्य 
हुद्ू कर दिया था ओर वे उसीमें गड़-से गये थे । इतने में श्री. 
अनसूयाबहन ने ख़बर भेजी कि अहमदाबाद की हालत नाजुक है, 
ओर मिलमालिक मिलकर मिलों में “लैंक आउट'का ऐलान करने की 


ह 


तैयारी कर रहे हैँ । इस पर गांधीजी अहमदाबाद आये । उन्हें पंता 
चला कि किसी ग़लतफ़हमी के कारण कई मिलों के मजदूरों ने 
हड़ताल कर दी है । पंचों की नियुक्तित के बाद मज़दूरों का यह 
कार्य गांधीजी को अनुचित माक्षम हुआ | जो कुछ दो चुका था, उसके 
लिए उन्होंने मिलमालिकों के सामने अपना खेद प्रकट किया, ओर 
कहा कि मज़दूर अपनी ग्रलती को दुरुस्त करने के लिए तैयार 
हैं । यहां यह कह देना ज्ञरूरी है कि इस मामले में मिलमालिक 
बिलकुल बेकसूर तो नहीं थे; फेर भी गांधीजी ने अपने पक्ष 
के कसूर को ही बड़ा माना और उसे सुधार लेने की तत्परता 
दिखाह । लेकिन बात मालिकों के गले न उतर सकी | वे 
इस हक़ोक़त पर ज्ञोर देने रंगे कि चूँकि पंच की नियुक्ति के बाद 
मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है, इसलिए, पंच-फ़ेैसले की बात अब 
खत्म हो जाती है । पंच के बंधन से वे अपने को मुक्त 
समझते हैं, और जो मज़दूर २० प्रतिशत भत्ता छेकर काम 
करने को तैयार नहीं हैं, उन्हें निकाल देने का निश्चय कर चुके 
हैं । इस संकट को टालने के लिए गांधीजी ने अथक परिश्रम 
किया; लेकिन मिल्मालिक मज़दूरों की गलती पर ही झ्ोर देते रहे, 
ओर खुद ज्ञरा भी ठ्स से मस न हुए । 

इसके बाद से गांधीजी मज़दूरों में खूब हिलने-मिलने रूगे । 
वे श्री०ण अनसूयाबहन, और श्री० शंकरलाल बेंकर के सिवा उन 
लोगों से भी मिलने ओर सलाह-मशविरा करने रंगे, जो मिल- 
मज़दूरों की हालत से वाकिफ़ थे और तनख्वाह वगरा की 
जानकारी रखते थे | उन्होंने बड़ी बारीकी से नीचे लिखे सवालों की 
छानबीन शुरू की: अहमदाबाद के मज़दूरों को कितनी भज़दूरी 
मिलती . है? बम्बई के मज़दूरों को क्या मिलता है? मज़दूरों फी 


जे 


माँग क्या है? मालिकों की हालत कैसी है?! छूड़ाई के पहले 
उन्हें कितना कमीशन मिलता था? लड़ाई के बाद “ अब कितना 
मिलता है १ युद्ध के बाद कपड़ा तैयार कराने का जो खचच बढ्ा है, 
उसे ध्यान में रखते हुए मिलमालिक आज भज्जदूरों की माँग पूरी कर 
सकते हैं या नहीं १ इत्यादि । इस छानबीन के बाद उन्होंने इन अश्नों 
पर अपनी राय भी क़ायम की । गांधीजी ने अपने दिल में यह तय 
कर लिया कि मजदूरों को ३५ प्रतिशत से ज़्यादा भत्ता नहीं माँगना 
चाहिए । और, उनको एक मर्यादा के अंदर रखने के लिए इसी 
मतलब की सलांह भी दे देनी चाहिए | छेकिन साथ ही उन्होंने 
यह भी सोचा कि भज़दूरों को यह सलाह देने से पहले 
न्यायोचित यह होगा कि मिल्मालिकों को अपने इस निश्चय की 
सूचना कर दी जाय, ओर इसके बारे में उनकी क्या राय है, उन्हें 
क्या कहना है, सो जान और सुन लिया जाय । यह सोचकर 
मालिकों को इस निश्चय की ख़बर दी गई, और उनसे प्राथना की गई 
कि वे इस संबंध में अपनी विस्तृत राय भेजें, और मदद भी करें । 
मिलमालिक कोई सहायता तो कर नहीं सकते थे; अतएव उन्होंने यह 
कहकर बात को उड़ाना चाहा कि सरकार और बम्बई के मिल- 
मालिक तो बहुत ही कम इल्लाफ़ा दे रहे हैं । उनकी यह सूचना क्‍ 
न केवल अप्रस्तुत थी, बल्कि आज की हावत में. उन्हें ख़ुद क्‍या 
देना चाहिए, इस सीधे सवाल को टालने का एक बहाना भी थी। 
अब गांधीजी ओर उनके साथियों के लिए मज़दूरों को ३५ प्रतिशत 
ब्रद्धि की माँग पेश करने की सलाह देने के सिवा ओर कोई 
भागे ही न रहा । अबतक जो मज़दूर महँगाई का ५० फ़ीसदी' 
भत्ता माँग रहे थे, उनको उनके सलाहकारों ने खूब समझा-डुझा 
कर २३५ फ़ीसदी से समन्‍्तोष कर लेने की सलाह दी। मज़दूरों ने 


रथ 


भी थोड़ी आनाकानी के बाद अपने सलाहकाएंं के इस प्रस्‍्ताव को... 
स्वीकार कर लिया । 

यहाँ यह कह देना क्षहरी है कि “आम्रह का तत्त्व इसके 
पहले ही दोनों पक्षों के दिल में घर कर चुका था । ताना-खाते के 
मज़दूरों ने जबसे अपना संघ स्थापित किया था, तभी से मज़दूरों में 
ऐक्य ओर आग्रह की नींव पड़ चुकी थी । मज़दूरों के संगठन का 
सामना करने के इरादे से मिल्मालिकों ने भी अपनी गुटबंदी शुरू कर 
दी थी। इन दोनों पक्षों के बीच २५ दिनों तक पूरी ताक़त और 
तनातनी के साथ, बिना किसी प्रकार की कठ्ठता के, जो लड़ाई जारी 
रही, उसे अकेला अहमदाबाद शहर ही नहीं, बल्कि सारा गुजरात और 
कुछ हृद तक सारा हिंदुस्तान भी दम साथे देख रहा था । 

आइये, हम इस लड़ाई की खास-खास घटनाओं को और 
इसके भीतरी रहस्यों को ज्ञरा निकट से देखें । 

जिस दिन मज़दूरों ने अपने सलाहकारों की सलाह मानकर 
सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ दी, उसी दिन से मजदूरों के 
उमड़ते हुए उत्साह को ठीक राह पर लाने, ओर उनमें पाई 
जानेवाली “मस्ती” पर ओर उनकी दूसरी खासियतों पर लगाम 
चढ़ाने के खयाल से गांधीजी ने इस लड़ाई को “धार्मिक 
स्वरूप देने के उपाय सोचने शुरू किये । मज़दूरों के अन्दस्नी 
ओर बाहरी जीवन में घुसे बिना, उन्हें सिफ़े सलाह देते रहना 
शायद बेकार होता, और बिल्कुल बेकार न होता, तो भी उसकी 
सफलता में कोई खबी, कोई अथ, न रह जाता; इसलिए यह 
तय पाया कि भिन्न-भिन्न उपायों से मज़दूरों के साथ सजीव 
सेबंध बढ़ाया जाय, यानी उनमें घुलने-मिलने की कोशिश की 
जाय । इसके लिए नीचे लिखे तरीके सोचे गये : 


ह 


१, मज़दूरों के घर-घर जाकर उनकी समूची द्वालत के 
बारे में पूछताछ करने, उनकी रहन-सहन में कोई कभी 
ही तो उस्ते सुधारने, संकट में उन्हें सहायता और सलाह देने, 
तथा उनके सुख-दुःख में भरसक हाथ बेंटाने की कोशिश करना । 

” २, लड़ाई के दरम्यान अपने रख और रवेये के बारे में 
मज़दूरों को कुछ सलाह-सूचना श्राप्त करनी हो, तो उसका ऐसा 
प्रबंस्ध करना जिससे वह उन्हें तुरत प्राप्त हो सके। 

३. रोज्ञ एक नियत स्थान पर मजदूरों की आम-्सभा 
करके उनको लड़ाई के सिद्धान्त और उसका रहस्य समझाना । 

४. मजदूरों के लिए रोज्ञ ' खुबोध पत्रिकायें ! निकालना, ताकि 
लड़ाई के ये सिद्धान्त ओर इनका रहस्य उनके दिल में सदा 
के लिए अंकित हो जाय; उन्हें सरल और उच्च कोटि का साहित्य 
हमेशा मिलता रहे; उनके मन और बुद्धि की उन्नति हो, आओऔर 
उन्नति के इन साथनों को वे अपने बालबच्चों के लिए बपौंती 
में छोड़ सकें । सा, द 

(१) इस निणेय के अनुसार जबतक लड़ाई चंलती रही, 
सर्वेश्री शकरलाल बेंकर, अनसूयाबहन और छगनलाल गांधी 
रोक्ष सुबह-शाम मजदूरों के घर-घर घूमते; उनकी बस्तियों में 
जाकर उनके ओर उनके घरवालों के नाम-ठाम लिखते, उनके 
पारिवारिक आय-व्यय के आँकड़े जानते, ओर इस प्रकार भविष्य में 
उनकी हालत को सुधारने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करते; 
मंज़दूरों में जो लोग लड़ाई से ऊब रहे थे, था भूख की पीड़ा से 
भयभीत हो रहे थे, उनको समझाते और हिम्मत दिलाते; मरीज्ञों 
के लिए दवादारू का बंदोबस्त करते, ओर जो रोज़ी था भज़दूरी 
: चाहते थे, उनके लिए वैसे साधन जुठाने की कोशिद करते थे । 


धर 


सुबह-शाम की इन घमुलाक़ातों का महत्व कुछ कम नहीं 
था । इनसे सारी मज़दूर दुनिया की नब्ज्ञ का पता चलछता था । 
जैसा कि आगे चलकर भमाहछम होगा, इन सुलाक़ातों की बदोलत 
ही छड़ाई की नाजुक घड़ी में गांधीजी को अपना मार 
सूझा था । 

(२) सुबह-शाम मज़दूरों से उनके मुहह्लों भें तो मिला ही 
जाता था । इसके अलावा दिन में किसी भी समय वे श्री० 
अनसूयाबहन के घर जाकर उनसे सलाह-मशविरा पा सकते थे । 
सैकड़ों मज़दूर रोज्ञ उनके मकान पर आते थे । आने का समय 
भी निश्चित न रहता था । लड़ाई के अखीरी दिनों में तो वे रात 
को एक-एक ओर दो-दो बजे अनसूयाबहन के किवाड़ खटखटाते. 
थे, ओर वे खुद भी बिना उकताहठ या झल्काहट के उन्हें हर वन्क 
सलाह-सूचना देने को तेयार रहती थीं । 

(३-४) मजदूरों तक सामूहिक रूप से आम खबरें 
पहुँचाने के लिए सभाओं ओर सुबोधपतन्रिकाओं का प्रबन्ध किया 
गया था । रोज़ शाम को शाहपुर दरवाज्ञ के बाहर साबरमती के. 
तठ पर बबूल के एक पेड़ की छाया में सब मज़दूर इकट्ठा होते 
थे । उनमें कई तो दो-दो चार-चार मीऊरू से पेंदरक आते थे । 
सभा में सर्वश्री गांधीजी, अनसूयाबहन, शौकरलाल बेंकर और 
मज़दूरों के सवाल से सहानुभूति रखनेवाले दूसरे भाई-बहन उनसे 
मिलते थे । 

इस बबूल की छाया में जो अनेक अदभुत और ऐतिद्दासिक 
दृदय समय-समय पर प्रकट हुए हैं, उनका पता वहाँ मौजूद 
रहनेवाले छोयों को छोड़ दूसरों को कम ही है । गांधीजी ने 
भरसक मूक कार्य को ही अपने जीवन का प्रधान व मूल मंत्र 


११९ 


ब्रनाया हैं। अतएव उन्होंने हमेशा अपनी कोशिश भर इस बात 
का खयाल रक्‍खा है कि उनकी प्रवृत्तियों के बारे में अखबारों में 
सची-झूठी खबरें जहाँ तक हो, न छपें । यही वजह है कि चम्पारन में 
“जाँच” की मुख्य घटना को छोड़ वहाँ की जनता के आन्तरिक 
जीवन में परिवतन करने के लिए गांधीजी ने किन-किन उपायों से काम 
लिया ओर कितना परिवतेन हुआ, इसका ठीक पता इतिहास का 
अध्ययन करनेवाली दुनिया को अकेले अखबारों से कभी चला ही 
नहीं। भज़दूरों की लड़ाई के दिनों में गांधीजी के जो व्याख्यान होते 
थे, उनका ब्योरा जानबूझ कर अखबारों में नहीं दिया जाता था । 
अतः उन व्याख्यानों के कुछ स्मरणीय उदगार, और जो सुबोध- 
पतन्निकायें मज़दूरों में बाँदी जाती थीं, उन पर किये गये विवेचनों के 
कुछ अंश यहाँ दे देना ज़रूरी माल्म होता है। यहाँ यह भी 
बता देना जरुरी है कि ये पत्रिकायें प्रकाशित तो अनसूयाबहन 
के नाम से होती थीं; लेकिन इन्हें लिखते गांधीजी ही थे। ये 
सब ॒पत्रनिकायें इस पुत्तक के अन्त में अक्षरदः दी गई हैं। 
व्याल्यानों का सारांश इस इतिहास में स्थान-स्थान पर आ ही जायगा । 
शुरू-शुरू के व्याल्यान मजदूरों को प्रतिज्ञा का रहस्य समझाने 
ओर उसके महत्त्व को उनके दिलों में ठँसाने के लिए ही हुए। 
मज़दूरों की प्रतिज्ञा इस प्रकार थी: 

१. जुलाई की तनख्वाह के साथ जब तक ३५ प्रतिशत 
घृद्धि न मिलने, नोकरी पर न जाना । 

२. “लेक आऊट * के क़ायम रहते किसी प्रकार का दंगा- 
फ़साद न मचाना; मार-पीट और छूटमार से बचना; मालिकों की 
जायदाद को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाना; ग्राली-गलोच न 
करना ओर शान्ति से रहना । 


१२ 


मज़दूरों से कहा जाता था कि वे परमेश्वर कों सामने रखकर 
यह प्रतिज्ञा करें सभा में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होता था, जो' . 
सभा के एकछुर में अपना सुर न मिलाता हो | काम पर न जाने 
की प्रतिज्ञा लेनेवालों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़. 
सकता था, उनका जिक्र करते हुए एक सभा में गाँधीजी ने 
कद्ठा था : क्‍ 

“आज “लेक आऊट का पाँचवाँ रोज़ है। आपकें से 
कहें मानते होंगे कि पाँच-पन्द्रह दिन दु:ख सह लेने से सब कुछ 
ठीक हो जायगा । में आपसे बार-बार कहता हूँ कि हम यह. 
उम्मीद ज़रूर रक्‍्खें कि हमारा काम कुछ ही दिलों में खत्म हो' 
जाय, लेकिन इसके साथ ही हमारा यह दृढ़ निश्चय सी हो, कि. 
जबतक हमारी आशा पूरी न होगी, हम मरमिटना क़बूल करेंगे, 
छेकिन काम पर हरगिज्ञ न जायेंगे । मक़दूरों के पास रुपये-पेंसे 
नहीं हैं; लेकिन याद रखिये कि रुपये-पेसे से भी अधिक मूल्यवान 
धन उनके पास है, और वह है, उनके हाथ-पेर, उनकी हिम्मत, 
ओर उनकी आस्तिकता | ऐसा समय भी आ सकता है, जब 
आपको भूखों मरना पड़े। उस वक्‍त के लिए आपको यह विश्वास 
रखना चाहिए कि आप छोगों को खिलाकर ही हम खायेंगे; 
आपको भूखों हरमिज्ञ न भरने देंगे | ! 

यहाँ कई मज़दूरों ने कहा कि ३५ प्रतिशत बहुत कम 
होता है । उनको समझाते हुए गांधीजी ने कहा था: 

“कई भाई कहते हैं कि हम ३५ प्रतिशत से ज़्यादा" 
माँग सकते हैं। में तो कहता हैँ कि आप १०० प्रतिशत भी 
माँग सकते हैं । लेकिन यदि आप उतना माँगने रूगें तो वह 
अन्याय ही कद्दा जायगा। मौजूदा हालत में आपने जो कुछ भाँगा 


)३ 


है, उसीमें सन्‍्तोष रखिये । यदि आप इससे क़्यादा माँगगे, तो 
मुझे दुःख होगा । हमें किसीके भी सामने कोई ग्रैरवाजिब माँग 
ग्रेश नहीं करनी चाहिए। मेरी राय में ३५ श्रतिशत की माँस 
मुनासिब माँग है ।* 

दूसरे दिन इसी सबाल के सिलसिले में उन्होंने कहा था: 

“ नेक सलाह देने और हिम्मत का सबक़ सिखानेवाले 
आपको कम सिलेंगे । नाहिम्मत करनेवालों की कमी न रहेगी । 
इनमें से कई आपके मित्र भी हो सकते हें । खुदा के नाम पर जितना 
मिल जाय उतना छे छेने की सलाह देनेवांके भी आपको बहुतेरे 
मिलेंगे । उनकी ऐसी सलाह यों सुनने में बहुत मीठी हो सकती 
हैं, लेकिन दरअसल उससे कडुह कोई सलाह हो नहीं सकती । हमें 
परमात्मा को छोड़ ओर किसीके सामने अपनी दीनता नहीं 
दिखलानी है । यह कोई कझरूरी नहीं कि निधनता के कारण हम 
अपने को दीन भी समझें। भगवान ने हाथ-पेर तो हमें से 
हरएक को दिये हैं । उनका उपयोग करके ही हम स्वराज़्य या 
अपने राज्य का आनन्द उठा सकेंगे । मालिकों के साथ अच्छी 
तरह रह सकने के लिए भी हसें दृढ़ बनने की ज़रूरत है । आज 
जिस हालत में हम पड़े हुए हें, उसे देखते हुए हमें अपने 
मालिकों से यह कहना चाहिए कि हम उनका यह बोझ और 
दबाव बरदाइत नहीं कर सकते । आप मेरी सलाह से चलें या 
किसी और की सलाह से चलें, इतना में आपसे कह सकता हूँ 
कि इस मामले में तो मेरी था अन्य किसीकी सलाह और सहायता 
के बिना भी आप विजयी बन सकेंगे । यों, मेरी ,या दूसरे छाखों 
आदमियों की मदद पाकर भी आप जीत नहीं सकते; क्योंकि 
आपकी जीत था फ़तह का आधार आपके ही ऊपर है; आपकी 


१४ 


ईमानदारी आपकी आतस्था ओर. श्रद्धा, तथा आपकी हिम्मत ही 
आपकी विजयी बना सकती है । हम तो सिर्फ़ आपकी सहायता 
कर सकते हैं; आपको टेका या सहारा दे सकते हैं; लेकिन खड़ा 
तो खुद आप ही को होना पड़ेगा ! बिना लिखे ओर बिना बोले 
जो प्रतिज्ञा आपने की है, यदि आप उस पर डटे रहेंगे, तो यक्रीन 
रखिये कि जीत आपकी ही है ।* 

छठे दिन की पत्रिका में यह बताया गया है कि प्रतिज्ञा- . 
पालन के लिए जीवन में सत्य, निर्भयता, न्यायपरायणता, ईमान- 
दारी, सहिष्णुता, और ईश्वर-श्रद्धा आदि गुणों के विकास की 
जरूरत है। 

इस पत्निका का मर्म समझाते हुए गांधीजी ने कहा था : 

“ यदि आप पहले से ही हार मानकर बेठ जाते, तो मुझे था 
अनसूयाबहन को आपके पास आने की कोई ज्ञरूरत न रह जाती । 
लेकिन आपने तो लड़ लेने का निश्चय किया है। और अब यह 
बात सारे हिंदुस्तान में फेल गई है। आगे चलकर दुनिया देखेगी 
कि अहमदाबाद के मज़दूरों ने ईश्वर को साक्षी रखकर इस बात की 
शपथ ली है कि जबतक उनकी अमुक माँग पूरी न होगी, वे काम पर 
नहों लोटेंगे । भविष्य में आपके बालबच्चे इस पेड़ को देखकर 
कहेंगे कि इसीकी छाया में बेठकर हमारे मातापिताओं ने परमात्मा 
की साक्षी में कठिन प्रतिज्ञायें की थीं। यदि आप उन प्रतिज्ञाओं का 
पालन न करेंगे, तो वे बच्चे आपके बारे में क्‍या सोचेंगे ! आप 
पर आपके बाछ-बच्चों की आशायें निर्भर करती हैं । में आपमें 
से हरएक को चेताता और कहता हूँ कि ख़बरदार ! किसीके 
बहकाने या फुसलाने में आकर ली हुई टेक न छोड़ना; श्रतिज्ञा से 
मुँह न मोड़ना; उस पर चद्मन की तरह अड़े रहना! आपको 


ही 


भूखों मरना पड़े तो भी आप अपने बहकानेवालों से साफ़ कह्ठ 
दीजिये कि परमेश्वर को साक्षी रखकर जो प्रतिज्ञा आपने की है, 
उससे आपको कोई डिगा नहीं सकता। आपकी वह टेक गांधी के 
खातिर नहीं; खुदा के खातिर है। आप इस पर यक़ीन रखिये, 
कायम रहिये, ओर लड़ लीजिये। हिन्दुस्तान: देखेगा कि मज्दूर 
मर-मिटने को तेयार थे, कसम छोड़ने को नहीं। आप इन पत्रि- 
काओं को बरज्ञवान कर लीजिये, ओर ली हुईं अतिज्ञा पर सोच-समझ- 
कर डटे रहिये । मगर इन्हें खाली रट लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं ॥ 
यों तो तोता रठन्त के ढंग पर कइयों को कुरान शरीफ़ भोर गीता 
कबानी याद होती है; तुलसीदास की रामायण भी कइयों को 
कण्ठाग्र रहती है! छेकिन इतना ही काफ़ी नहीं। इन्हें याद करके 
अगर आप इन पर अमल भी करेंगे, तो यक्रीन रखिये कि पेंतीस 
के पौने पेंतीस कोई आपको न देगा।! , 
सातवें दिन की पत्रिका में मज़दूरों को समय का सदुपयोग 
करने के बारे में कई मामूली लेकिन साफ़-साफ़ और वचिश्वयात्मक 
बातें कही गई थीं । ये बातें इस खयाल से कहीं गई थीं कि 
मुमकिन है लड़ाई असों तक चले और कइयों को उसमें भूखों मरने 
का मोक़ा आये। ऐसे समय हो सकता है कि उनसे ऐसी कोई 
मज़दूरी करानी पड़े, जो उन्होंने पहले कभी न की हो । इसके लिए 
यह ज़रूरी था कि उनमें किसी सी तरह के काम के लिए इज्जत 
के ख़याल पेंदा हों । “जिन धघन्धों की मनुष्य को अपने जीवन 
के लिए ज़रूरत है, उन भन्धों में ऊँच-नीच का कोई भेद हो नहीं 
सकता। इसी तरह जिन धन्धों को इम जानते हैं, उनसे मिन्न दूसरे 
धन्धों को करने में शरमाने की कोई वजह नहीं हो सकती । हमारा 
_विश्वास है कि कपड़े बुनता, गिट्टी फोड़ना या पत्थर तोड़ना, लकड़ी 


१६ 


काटना या चीरना, अथवा खेतों में मज़दूरी करना, ये ससी जरूरी हैं, 
और सम्माननीय हें ।? पत्रिका के इन्हीं उदगारों की व्याख्या करते 
हुए गांधीजी ने एक इतनी ही सच और सचोट बात अपने भाषण 
में कही थी, जो यहाँ उल्लेल़नीय है: “पत्थर तोड़ने से जो गरमी 
ओर ताक़त आती है, वह क़रूम पकड़ने से नहीं आ सकती।* 

इस श्रकार साधारण व्यवहार की सूचनायें दे चुकने के बाद 
आठवें दिन की पत्रिका इस खयाल से लिखी गई कि जिसप्ते 
मज़दूरों की श्रद्धा अपने सलाहकारों में अटछ रह सके । इस ' 
पत्रिका में यह बताया गया था कि कुछ शर्तों के साथ सलाहकार लोग 
मज़दूरों के लिए क्या-क्या करने को बँधे हुए हें । प्रतिज्ञा संबंधी 
इस छेख को मज़दूरों तक पहुँचाने से पहले गांधीजी ने उनसे कहा 
था: “अब तक हमने मजदूरों की प्रतिज्ञा और मजदूरों के काम 
व कत्तेव्य की चर्चा की है | अब हमें यह लिखकर देना है कि 
हमारी प्रतिज्ञा क्या हैं और हम क्या-क्या करनेवाले हैं । आज 
हम आपको यह बतायेंगे कि हमसे आप लोगों को क्या-क्या 
आशायें रखनी हैं, ओर परमात्मा को साक्षी रखकर हम आपके 
लिए क्या-क्या करते हैं । इस प्रतिज्ञा के आधार पर आपका 
काम होगा कि जब-जब आप हमें ग़लती करते हुए देखें, अथवा . 
प्रतिज्ञा के पालन में कमज़ोरी दिखाते नक्षर आयें, तब-तब आप 
हमें अपने इन वचनों की याद दिलायें और उलाहना दें ।” इस 
पत्रिका के विशेष उल्लेखनीय उदगार ये हैं: “हम मालिकों का 
अहित न तो कर सकते हैं, न चाह सकते हैं । अतः हमारे प्रत्येक 
काय में उनके हित का विचार तो रहता ही है । भालिकों के 
द्वित की रक्षा करके हम मजदूरों का द्वित भी करें।” जब-जब ऐसे 
भोक़े मिले हैं, तब-तब गांधीजी ने मज्भदूरों के दिल में यह दँसाने की 


हक । 


ए-२ 


कोशिश की है कि यह लड़ाई मालिकों को परेशान करने के लिए 
नहीं है, बल्कि अपने ह्वित के साथ-साथ उनका हित करने के लिए 
है । जेसा कि हम आगे देखेंगे, इस श्रतिश्लापत्र की ग्रत्येक प्रतिश्ञा 
अक्षरशः पाली गई थी । इसकी नीचे लिखी अतिज्ञा तो इतिहास 
में सदा संस्मरणीय रहेगी: “इस लड़ाई में जिन्हें भूखों मरने की 
नौबत आवेगी और जिनको कुछ काम न भिल सकेगा, उनको 
ओढ़ाकर हम ओटंगे, उन्हें खिलाकर हम खार्येंगे । * 

इसके बाद पत्रिकाओं का रूप बदरूता है । अबतक यह 
खयाल था कि मिल्मालिक कुछ दिनों तक मज़दूरों के बैय की 
परीक्षा करने के बाद उन्हें उन्हींकी शर्ते पर पुनः काम पर बुला 
लेंगे; इसलिए जो मज़दूर दूसरी मज़दूरी की तलाश में आत थे, 
उन्हें सलाह दी जाती थी कि वे करा धीरज से काम लें । उन्हें 
समझाया जाता था कि इस तरह दूसरा काम हूँढ़ने की. अधीरता 
दिखाने से लोग यह मानेंगे कि मजदूर फिर से सिलमालिकों की 
नौकरी करना ही नहीं चाहते, और समझेंगे कि मज़दूरों ने द्वेषवश 
मालिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया द्वै । मज़दूर सी बेचारे 
चुपचाप बेठे थे और शान्ति-पालन सम्बन्धी सूचनाओं का अक्षरशः 
अमर करते थे । इसी समय यह प्रतीत होने लगा कि मिल- 
मालिक ३५ फ़ीसदी इज़ाफ़ा दे सकने की अपनी असमथता के 
कारण नहीं, वल्कि केवछ हठवश मज़दूरों की माँग मंजूर नहीं कर 
रहे हैं । वे इस खयाल से हुठ कर रहे थे कि अगर इस बार 
मज़दूर कामयाब हो गये, तो वे हमेशा के लिए उन्हें सताने 
लगेंगे और उनके सलाहकारों का काँटा हमेशा मालिकों के पेर में 
चुभता रहेगा । इस हठ की जड़ में रहें हुए भ्रम अथवा भय का 
निवारण नवें दिन की पत्रिका में बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया 


१८ 


है । “मालिक डरते हैं कि मज़दूरों को मुँहमोंगा देने से व गुस्ताख 
या उद्धत बन जायेंगे । यह डर बेबुनियाद है । अगर मक्षदूर 
आज दब भी गये, तो यह असंभव नहीं कि मोक़ा पाकर वे फिर 
सिर उठायें । हो सकता है कि इस तरह दब हुए मज़दूर मन में 
बेरभाव रक्‍्खें । दुनिया का इतिहास कद्ठता है कि, जदाँ-जहाँ 
मक़दूर दबाये गये हैं, वहां-वहाँ उन्होंने बग्रावत की है । मालिकों 
का यह खयाल हे कि मज़दूरों की माँग को मंजूर कर लेने से 
उन पर उनके सलाहकारों का प्रभाव बढ़ जायगा । अगर सलाहकारों 
की दलीलें सच होंगी ओर वे मेहनती होंगे तो मज़दूर दहारें या 
जीतें, वे अपने सलाहकारों को कमी न छोड़ेंग । इससे भी बढ़कर 
ध्यान देने की बात तो यद्द है कि सलाहकार मजदूरों का साथ न छोड़ेंग 
जिन्होंने सेवाघर्म को अपनाया है, वे अपने स्वामी का 
विरोध रहते हुए भी उस धर्म को छोड़ नहीं सकते। 
ज्यों-ज्यों वे निराश होंगे, त्यॉ-त्यों अधिक सेवापरायण 
बनते चलेंगे। अतपव मालिक कितनी ही कोशिश क्‍यों न' 
करें, वे सलाहकारों की मजुदूरों के सहयास से दूर नहीं 
हटा सकेंगे !। मालिकों को इस प्रकार सलाहकारों और मजदूरों के 
बीच के चिरस्थायी सम्बन्ध की चेतावनी देने के बाद आगे की पत्रिका 
में गांधीजी मालिकों की स्थिति का विवेचन शुरू करते हैं। यह और 
इसके बाद की कुछ पत्रिकायें केवल मज़दूरों के लिए ही नहीं, 
मिलमालिकों के छिए मी लिखी गई हैँ । इन पत्रिकाओं का हेतु 
क्रेवल मिलमज़दूरों को सिखाना हीं नहीं, बल्कि हो सके तो 
मिलमालिकों की बुद्धि में परिवतन करना भी रहा है । 

कई बरस पहले गांधीजी ने अपने “इंडियन ओपीनियन ? 


5 00७७७ 


में रस्किन की [7080 3॥॥5 | 935 पुस्तक के आधार पर 
१९ 








सर्वोदिय ” नामक एक लेख ग्रकाशित किया था । इस लेख में 
उन्होंने बताया था कि नोकर ओर मालिक के सम्बन्ध को एक-दूसरे 


'कज्क बेबाक 33 7कइान|छ५७ ० कारक ।क ५ ।। 


के स्वाथ की भावना से आबद्ध न रहकर एक-दूसरे के सुख पर 


“जिमेर करना चाहिए; ठेन-देन को नीति पर क्रायम न होकर 


/३३/परैबिका( कबाे“4आर विफल. भेहिल' 


पारस्परिक सहानुभूति पर क्रायम रहना चाहिए । यही विचार अब 
समय के साथ अधिक दृढ़ बन चुके थे, अतएवं इन पत्रिकाओं में 
ज्यादा सरल, सीधी ओर ज़ोरदार भाषा में प्रकट किये गये हैं । 
नीचे लिखे शब्दों में अंकित हृदयस्पर्शी और विवेकपूर्ण आग्रह 
किसको प्रभावित न. करेगा? “ मजदूरों के सुक़ाबले में मालिकों 
संगठन त्रींटियों के मुकाबले में हाथियों का सेघ खड़ा करने के 
समान है । यदि माकिक धर्म का विचार करें, तो उन्हें मजदूरों 
का विरोध करते हुए कॉप उठना चाहिए । जहाँ तक इसमें पता 
है, हिन्दुस्तान में पहले कभी लोगों ने इस बात को न्यायोचित 
नहीं भसाना कि मालिक भज़दूरों की भूख-प्यास को, उनकी फ्राक्रेकशी 
को, अपने लिए सुअवसर मानें । हमने तो विश्वास के साथ यह 
आशा रक्‍्खी है कि गरवीले गुजरात की रांजधानी के श्रावक अथवा 
वेष्णवधर्मी मालिक अपने मज़दूरों को  झुकाने में, उन्हें इठात 
कम तनख्वाह देने में, कन्नी अपनी जीत न समझेंगे । ! 
इसके बाद की पत्रिका में यह बताया गया है कि एक-दूसरे 
के स्वाथ पर क़ायम होनेवाले राक्षसी संबन्धों का नतीजा कितना 
बुरा होता है । इसका ज़िक्र करते हुए गांधीजी ने दक्षिण आफ्रीका 
की लड़ाई की एक रोचक घटना का वर्णन मजदूरों को सुनाया है ! 
बोर साथ ही, उन्हें यह सी बता दिया है. कि ऐसे अवसर पर 
उनको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । पत्रिका की व्याख्या ' 
फझरते हुए गांधीजी ने कह्ा था कि जिस तरद्द दक्षिण आफ़ीका में 


२० 


हमारे मज़दूरों ने यूरोपियन मक्दूरों की हड़ताल के कारण संकट 
में पड़ी हुई आफ्रीकन सरकार के संकट से लाभ नहीं उठाया, 
बल्कि उस समय अपनी लड़ाई बन्द करके सरकार की सहायता 
की ओर दुनिया में नाम कमाया, उसी प्रकार यदि मिलमालिकों 
पर कोई आकस्मिक संकट आ पड़े, तो हमें उससे लाभ उठाने 
का यथा मालिकों को परेशान करने का खयाल छोड़कर उनकी मदद 
पर दोड़ पड़ना चाहिए । 

अब हम देखें कि अबत्तक के उपदेश का मिलमज़दूरों 
पर कया असर पड़ा था । जब हड़ताल शुरू हुईं, तो अहमदाबाद 
शहर में प्रायः सर्वेत्र लोग तस्त-से नज़र आते थे । छोगों के 
, दिलों में आमतौर पर हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं 
भड़के हुए मज़दूर रास्ते में हुछड़ न मचा बेंठें, चोरी न कर बेंठें, 
मार-पीठ और हुरदंग पर आमादा न हो जायें । लेकिन इन दस 
दिनों में जनता को किसी प्रकार का कोई दंगा-फ़साद नज़र न 
आया, इससे लोगों को बड़ा अचरज हुआ । ज़िले के कलेक्टर ने, 
जिनसे इस द्रम्यान गांधीजी मिले थे, मज़दूरों के व्यवहार पर 
अपनी ओर से सानंद आश्रय प्रकट करके कहा था, कि इस तरह 
शान्ति और संयम के साथ लड़ी जानेवाली छड़ाई उन्होंने और 
कहीं नहीं देखी थी; न कभी ऐसी लड़ाई के बारे में सुना था । 
रोज़ शाम को शाहपुर दरवाज्ञ के बाहर चार-साइचार बजे से दल 
के दल भज़दूर बबूल की छाया में जमा होते थे | सभा के लिए 
दूर-दूर से आने में उन्हें ज़रा भी कष्ट या डउकताहट न भाद्धम 
होती थी । रोज़-रोज्ञ प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं को वे उत्साह 
' से पड़ते और अपने अनपड़ भाइयों को पढ़कर सुनाते । गांधीजी, 
अनसूयावहन, दंकरलार बेंकर आदि उनके जो सलाहकार रोज़ 


२१ 


शाम को सभा में जाते, उनका वे उत्साहपुवक स्वागत करते; 
हज़ारों की भीड़ के बीच से उन्हें शांतिपूषक जाने-आने देते; जब 
गांधीजी भाषण करते या पत्रिका पढ़ते, तब सभी अपूब शान्ति के 
साथ उनकी बातों को खुनते ओर भाषण के अन्त में प्रतिदिन 
अपना निश्चय ऐसे मनोहर ढँग से प्रकट करते कि दिन-ब-दिन इन 
सभाओं को देखने आनेवाले बाहरी लोगों की संख्या बढ़ने लगी । 
जिन बच्चों ने ओर बड़ों ने इन सभाओं को देखा हैं, वे इन्हें 
कभी भूल नहीं सकते । अनपढ़ होते हुए भी अधिकतर मज़दूरों 
के हृदय से नये-नये समयानुकूल दोहों ओर गज़लों आदि का 
जो प्रवाह प्रतिदिन प्रकट होने लगा था वह आदमी को आश्वय 
में डालनेवाला था । कोई कह सकता है कि उनमें से कई तो 
कुछ सामयिक बातों को लक्ष्य करके रची हुई तुकबन्दियाँ ही थीं। 
सच है; लेकिन उन तुकबन्दियों में पाई जानेवाली उच्च भावनाओं, 
आग्रह, निश्चय एवं कृतज्ञता के बारे में दो मत हो नहीं सकते ! 
इन तुकबन्दियों में से एक इस लेख के आरंभ में दी गई है । 
मुसलमान मजदूरों के कुछ भावपूण उद्गारों का प्रभाव भी मामूली 
न रहा होगा: “ऐसा इत्तफ़ाक़॒ आईंदा न कभी होगा; न कभी 
हुआ था । महात्मा गांधी वह पेड़ हैं, जिसकी शा्ख सारे हिन्दु 
स्‍्तान में फेली हुई हैं । अपनी पाबन्दी, अपनी इज्ज़त, आनबान 
पर क़रायम रहिये । जहाँ तक मुमकिन हो, इत्तफ़ाक़ कभी मत 
तोड़िये; तोड़ने का खयाल भी मन में न लाइय । जो हमारे 
खैरख्वाह बने हैं, उनका दामन कसी न छोड़िये । हमारे जो 
सरताज हमारे सुखदुःख में शामिल हैं, यानी हमसे हमददी रखते 
हैं, उनके नाम को धब्बा न रूगना चाहिए । बिना अपने सरताज 
के काम पर जाना नहीं | अगर वे फ़मविं कि मुफ्त में काम 


3 


करो, ता मुफ़्त में काम करना । इससे किसीकी बइज्ज़ञती नहीं 
होगी । हमारे जिन सरताजों ने हमारी हमदरदीं पर कमर बाँधी 
है, उनको मानना |? कुछ दिनों के अन्दर ही भज्दूरों के कह 
उदगार तो कहावतों की तरह चल पड़े: “अरे, डरो मत, ग्ेबी 
मददगार है यहां ।! “अगर मरें भूखों मर ही जाना जान से; 
लाज्िम है न बदलें अपने ईमान से ।” आदि कुछ फ़िक़रे तो 
आज भी लोग भूल नहीं पाये हैं । मज़दूरों के ये सभी उदगार 
इस बात को साबित करते हैं कि रस्किन जिसे 70035 रण 
॥०॥१०४७ कटह्ठता है, और जिसे गांधीजी ने ' सर्वोदय ” में “ सच्चाई 
की जड़ ” कहा है, उस सच्चाई की जड़ें इन गरीबों में दूसरे 
वर्गों की अपेक्षा बहुत गहरी हैं। 

यहाँ प्रसंगोपात्त यह कह देना ज़रूरी माद्ठम होता है, कि . 
जब सारा काम यों शान्त ओर सरल रीति से चल रहा था, तब 
भी गांधीजी इस बात की बड़ी चिन्ता रखते थे कि जान-अनजाने 
मी ऐसी कोई बात कही या की न जाय, जिससे विपक्षियों को 
थोड़ा भी बुरा ऊगे । एक बार एक आशुकवि मज़दूर ने बहुत 
उत्साह में आकर अपने दोहों में मिल के यंत्रों की हंसी उड़ाई, 
ओर मिलसालिकों का खूब मज़ाक उड़ाया, जो कुछ हृंद तक 
तिरत्कारयुक्त भी था । इस पर गांधीजी ने यों कहा था: “आप 
यंत्रों को “ निरे ढाँचे” कहकर उनका मज़ाक उड़ाते हैं, यह 
उचित नहों है । बेचारे यंत्रों ने आपका कोई नुक़सान नहीं किया 
है। अभी कल आप उन्हींकी मदद से अपनी रोज्ी कमाते थे। 
अतएव अपने कवियों से में निवेदन करूँगा कि वे कडुई बातें न 
कहें; मालिकों पर किसी तरह के आक्षिप न करें । इस कहने में 
कोई सार नहीं, कि हमारी वजह से मालिक मोटरों में सेर करते 


३२३ 


हैं । ऐसी बातों से हमारी क़्ीमत घटती है । में तो यह कहता 
हूँ कि सम्राट जेज भी हमारे प्रताप से अपना राज्य चलाते हैं । 
छेकिन इन बातों से हमारी कोई क़ीमत रहती नहीं । यह कहकर 
कि अम्ुक आदमी बुरा है, हम अच्छे नहीं बन जाते । बुरे 
की बुराई को देखनेवाला कुपर बेठा हुआ है । वह उसे सज्ञा 
देता है । हम न्याय करनेवाले होते कौन हैं? हम तो सिर्फ़ 
यही कहें कि मिलमालिक हमें ३५ प्रतिशत भत्ता नहीं देते, यह 
उनकी भूल है ।* 


जब एक ओर यह हवा बह रही थी, दूसरी ओर से इसे 
रोकने की तेयारियाँ मी कम न हो रही थीं । थोड़े में यही कहा 
जा सकता है कि मालिकों को ओर से भज़दूरों को बहकाने और . 
फुसलाने की अनेक चालें चली जा रही थीं । मज़दूरों में से जिन 
पर इस तरह के दबाव का तुरन्त असर पड़ता था, ने भी अपने 
मन की उलझन को मिटाने के लिए सलाहकारों से सिलने आते थे, 
ओर बिना सोचे-समझे कोई काम न करते थे । इन लोगों को 
ओर भी मज़बूत बनाने के लिए गांधीजी ने बारहवें दिन की 
पत्रिका में कुछ आधुनिक सत्याग्रहियों के उदाहरण दिये हैं। इस 
तरह जिन मजदूरों को कमी दक्षिण आफ्रीका के सत्याअह का 
किस्सा मालूम न हो पाता, उन्हें भी अनायास ही वहाँ के सत्याग्रही 
वीरों का परिचय प्राप्त हो गया । इन वीरों के पराक्रमों का वर्णन 
ऐसे प्रभावशाली ढंग से किया जाता था कि कोई भी विचारशील 
श्रोता इनके दृष्टान्त को कभी भूल नहीं सकता था । हरबतसिंह, 
काछलिया ओर वालियामा के बारे में पत्रिका में जो कुछ दिखा 
है, उसके सित्रा अपने भाषण में उनका ज़िक्र करते हुए ग्रांधीजी 


फ्र्ड 


ने कहा था: 'ये तीनों जब जेल गये और सरकार से लड़े, तब 
इन्हें न तो तनख्वाह झेनी थी, न भत्ता लेना था । इन तीनों को कर 
भी नहीं देना था । काछलिया बड़े व्यापारी थे | उन्हें कर नहीं 
देना पड़ता था । हरबतसिंह कर का क़ायदा बनने से पहले आये 
थे, इसलिए कर के बोझ से ने सी बरी थे । वाल्यामा जिस जगह 
रहती थी, वहाँ कर का यह क़ायदा उस वक्त तक जारी नहीं 
हुआ था । फिर भी टेक के खातिर ये छोग सबके साथ छड़ाई 
में शामिल हुए थे । आपकी छड़ाई तो ख्वाथ की है । इसलिए 
आपका इस पर डटे रहना अधिक आसान है । में चाहता हूँ कि 
यह विचार आपको बल दे ओर दृढ़ बनाये ।' तेरहवें दिन की 
पत्रिका में उन मुसीबतों का दिल दहलानेवाला बयान दिया गया 
> था, जिनका सामना इन वीरों ने किया था: “२०,००० मज़दूर 
क़रीब तीन महीनों तक बिना घरबार के और बिना तनख्वाह के 
रहे थे | कइयोंने अपनी जमाएूँजी सी बेच डाली थी । झोंपड़े 
खाली कर दिये थे। खाट, गादी-गदेले, मवेशी वगेरा बेच डाले थे, 
और कूच पर चल पड़े थे । उनमें से सैंकड़ों ने कई दिनों तक 
बीस-बीस मील की लंबी मंजिलें तय की थीं और सिर्फ़ डेढ़ पाव 
आटे की रोटियों एवं दवाई तोला शकर पर दिन बिताय थे । इनमें 
हिन्दू भी थे, मुसलमान भी थे । . . . . इसी लड़ाई में जिन 
ल्लियों ने कभी मज़दूरी नहीं की थी, वे भी घर-घर फेरीवाली 
बनकर घूमी थीं ओर जेल में उन्होंने धोबिन तक का काम किया 
था.। इन उदाहरणों का खयाल करते हुए हममें ऐसा कोन 
मज़दूर होगा, जो अपनी टेक के लिए मामूली मुसीबतें उठाने को 
सी तेयार न हो १? इस तरह सीधी-सादी भाषा में मजदूरों के 
सामने दक्षिण आफ्रीका का इतिहास दुहराया जाता था, ओर 


२५ 


अप्रत्यक्ष रीति से पत्रिका के सर्वताधारण पाठकों की ज्ञानसमृद्धि 
में वृद्धि भी होती थी । 
मज़दूरों की तकलीफ़ें बराबर बढ़ रही थीं । उनमें कई तो नई 
सज़दूरी पाने के लिए उतावले हो रहे थे । उनकी परेशानियों को 
देखकर अकसर कई मित्रों को यह खयाल हो आता था कि 
मज़दूरों को यथेच्छ आ्थिक सहायता दी जाय । बाहर के मित्रों 
से भी मज़दूरों के लिए कोई फण्ड शुरू करने की चिद्रियाँ आने 
लगी थीं । कइ्योंने पेसा मेजने की तत्परता भी दिखाई थी । 
लेकिन गांधीजी ने इनको बढ़ावा न दिया । कारण स्पष्ट था। 
गांधीजी इन सब हितेषियों को बार-बार कहते थे: “ अगर मज़दूर 
इस आशा से सत्याग्रह में शामिल हुए हों कि , आप पेसे-टठके से 
मदद करके सत्याग्रह करायेंगे, अथवा अपनी आर्थिक मदद से 
उनको इस लड़ाई में टिकाये रकखेंगे, तो फिर सत्याग्रह का अथे 
ही क्या हुआ? उसका महत्त्व क्या रहा? सत्याग्रह की खूबी तो 
इसमें है कि सत्याग्रही सब तरह के दुःखों को राज्ञी-खुशी से 
सहन करें । वे जितना अधिक दुःख सहते हैं, उतनी ही अधिक 
उनकी परीक्षा होती है ।' मज़दूरों को रोज़-रोज़ सभाओं में ओर 
बाहर भी समझाया जाता था; “आपने अबतक अपने पसीने का 
पेंसा कमाया है, इसलिए अब मुफ्त में किसीसे पेंसा माँगने के 
लिए हाथ न पसारिय । इसमें आपकी कोई इज्छत नहीं; उलटे 
लोग यह कहकर आपका मज़ाक उड़ायेंगे कि आप पराये पेसों 
के बल पर लड़े हैं ।” मज़दूर भी इस बात को समझते थे, पर 
उनमें कइयोंको तो भूखों मरने की नौबत आ लगी थी, अतएव 
- उनकी मदद करना ज़रूरी हो गया था । ऐसों के लिए कुछ काम 
हूँढ़े गये । साबरमती के किनारे गांधीजी का आश्रम बन रहा था। 


३६ 


जो मजदूर वहां जात थ, उन्हें $ट उठाने और रेत वगैरा ढोने 
का काम बताया जाता था । झ्रुहू में मज्ञदूरों को थोड़ी झिश्चक-सी 
माद्म होती, वे इस तरह की मजदूरी करने में अपनी हेठी 
समझते, लेकिन बाद में वे समझ गये कि अपनी मेहनत से -कमा- 
कर खाने में ही इज्जत है । 

इधर शहर में भी कुछ खलबली-सी पंदा हो गई थी । लोग 
सोचने लगे थे: “आखिर इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा: 
दोनों अपने हठ पर डटे हुए हैं ।” फलतः कई सज्जन तरह-तरह 
के सम्धि प्रस्ताव लेकर आते । कोई कहता, “अभी २० प्रतिशत 
ले लीजिये, फिर १५ प्रतिशत तुरन्त ही बढ़ा दिये जायेँगें! । कोई 
कहता, “ मज़दूरों को २० सेकड़ा वेतन पर भत्ते के ओर १५ 
सेकड़ा महँगाई के अनाज या दाने के रूप में लेने चाहिएँ” । कोई 
कहता, “ सज़दूरों की प्रतिज्ञा ही क्या आप उन्हें सलाह देंगे, तो 
वे प्रतिज्ञा को भूलकर २० सेकड़ा छे छेंगे। अगर मालिक 
अपना हटठ नहीं छोड़त, तो मज़दूरों को छोड़ना चाहिए। नहीं, 
इससे आखिर सारे सिल-उद्योग की ही हानि है? । ऐसी अनेक 
सूचनायें आने लगी थीं । एक दिन श्री० जीवणलछाल बेरिस्टर ऐसी 
ही एक सूचना लेकर आय । गांधीजी ने दूसरे दिन उन्हें नीचे 
लिखा पत्र भेजा : 
हर विज्ञ बन्धु, 

मुझको समझाने की ज़रूरत ही क्‍या है? क्‍या आपको शक्र 
है कि मुझसे हो सकता, और में आपकी न सुनता? में हढ 
कर ही नहीं सकता । दुनिया धोखा खा सकती है। आप नहीं खा 
सकते । करुणा मेरे रोम-रोम से उमड़ रही है। यह “लीक आउट 
मेरे लिए विनोद नहीं है । में अपनी कोशिश भर यत्न करता 


र्छ 


रहता हूँ । अपनी प्रत्येक प्रद्दत्ति में ओर सभी कामों में मेरी यही 
बृत्ति रहती है कि यह चीज़ जल्दी से जल्दी खतम होः लेकिन 
कुछ मिन्न इसे बढ़ा रहे हैं । मुझे समझाना निरथक समझकर आप 
मालिकों को समझायें तो मालिकों के सामने पराजय-जैसी कोई 
चीज़ नहीं । मज़दूरों को पराजित करके कौन खुखी होगा ! विश्वास 
रखिये कि अन्त में शिक्षितों ओर घनिकों के बीच कोई कड्डवाहट न 
रह जायगी । हम झगड़ा करना ही नहीं चाहते |.” 

उसी दिन गांधीजी ने सेठ मंगलदास गिरधरदास के नाम नींचे 
लिखा पत्र भेजा था । सेठजी मिलमालिकों के दल में शामिल नहीं 
हुए थे । उन्होंने हड़ताल के दिनों में भी मज़दूरों को पुराना बोनस 
देकर अपनी मिल चाह्न रंकखी थी । 

* कई मित्र मुझसे मिलने आते हैं और मुझे समझाते हैं कि 
किसी भी तरह मुझको मज़दूरों ओर मालिकों का यह झगड़ा खतम 
करा देना चाहिए। में इसे अपने प्राण देकर भी खत्म कर सकूँ, 
तो करना चाहता हूँ । लेकिन इस तरह यह खत्म होगा नहीं | 
इसे मिठाना मालिकों के हाथ में है | इस हुठ का मतलब क्‍या 
कि मज़दूर माँगते हैं, इसलिए ३५ सेकड़ा न देंगे? यह क्यों 
मान छिया जाता है कि में मज़दूरों को सभी कुछ समझा सकता 
हूँ! में कहता हूँ कि जिन उपायों से मैने काम लिया है, उन्हीं 
के कारण अबतक मज़दूर हाथ में रह सके हैं । अब में उनकी 
प्रतिज्ञा तुड़वाने के उपाय करूँ? उस हालत में क्‍या उन्हें यह 
हक़ न होगा कि थे मेरा सिर धड़ पर न रहने दें ? सुनता हैँ 
कि मालिकों को मुझसे कई शिकायतें हैं । मगर में निर्चिन्त हूँ।. 
किसी दिन वे ख़ुद स्वीकार करेंगे कि मेरा कोई कसूर न था । 
उनसे मेरा क्षरा भी मनमुटठाव न होगा, क्योंकि में उसमें भाग 


२८ 


ही न हूँगा । खटाई के लिए भी तो जामन की जरुरत होती है न ? 
मुझसे उन्हें जामन नहीं मिलेगा । छेकिन आप इसमें आगे क्‍यों 
नहीं बढ़ते! आप थों दशक बनकर इस जंगी छड़ाई को दूर 
से केसे देख सकते हें? ” 


.. छेकिन इस सबका कोई नतीजा न निकला । इधर गांधीजी 
की पत्रिकायें निकलती थीं, तो उधर मिलवालों की ओर से भी 
महक्ष पत्निका निकालने के खयाल से पत्रिकायें निकलने लगी थीं । 
इन पत्रिकाओं में सत्य से विपरीत जो बातें छपती थीं और जैसी 
अशोभन भाषा में छपती थीं, यहां उसका उल्लेख करके उन पत्रिकाओं 
को चिर॒स्थायी रूप देने की ज़रूरत नहीं माद्म होती । गांधीजी ने 
भी उनकी अवहेलना ही की है । मज़दूरों को काम पर बुलाने की 
और उनसे उनकी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कई कोशिशें होती रहती 
थीं; भुख-प्यास के कश्ों की भर्यकरता बढ़ाचढ़ाकर सामने रक्‍खी 
जाती थी; लेकिन वे अपने सलाहकारों से मिलकर इन सब बातों 
की चर्चा कर जाते ओर तुरन्त ही अपने मन को स्वस्थ बनाकर 
. वापस लौट जाते । ता० १२ मा के दिन स्थिति कुछ बदली । 

अबतक मिलमालिक६ों ने 'लाक आउठ' का एलान कर रक्‍खा था, इस- 
लिए मज़दूर किसी भी प्रकार काम पर जाही न सकते थे। १२ 
तारीख को लोक आउट! रद किया गया ओर कहा गया कि; जो 
मज़दूर २० सैकड़ा भत्ता लेकर काम पर आने को तैयार हों, उनके 
लिए मिलें खुली हैं । उस दिन से गांधीजी ने रोज़ सबेरे सभायें 
करने का निश्चय किया । हेतु इसका यही था कि सुबह का समय ' 
काम पर जाने का होता है, कहीं ऐसा न हो कि उस समय कच्चे 
दिल के नासमझ्न' मज़दूर किसीकी फुसलाहट में आकर काम पर 


२६ 


चके जायें । जिस दिन “लॉक आउटो , खत्म हुआ और मजदूरों 
की हड़ताल शुरू हुई, उस दिन की पत्रिका में जहाँ दो बातें नसीहत 
की मझदूरों के लिए हैं; तहां मालिकों के लिए भी कुछ सूचनायें 
साफ़ रब्दों में दी गई हैं: “मज़दूरों के सामने काम पर चढ़ने 
का एक ही 'तरीक़ा है, ओर वह यह कि ये अपनी प्रतिज्ञा 
पर डटे रहें । हमारा विश्वास है कि आज की हालत में मिल- 
मालिकों की उन्नति भी इसीमें है कि सझ्लदूर अपनी प्रतिज्ञा पर 
दृढ़ रहें । ज्ञो लोग अपनी टेक को निभा नहीं सकते, 
उनसे मजदूरी कराकर भी आखिर मालिकों को कोई 
फायदा न होगा । धर्मग्राण आदमी दूसरों से उन्नकी प्रतिज्ञा 
तुड़वाकर कभी खुश न होगा, न प्रतिज्ञा तुड़ाने में भाग ही लेगा । ? 
जब सासनेवाले मज़दूरों को काम पर बुलाने की कोशिश 
करने रूग गये, तो भज़दूरों की ओर से भी उनको अपनी टेक 
पर क़ायम रखने के प्रयत्न होने ऊुगे । इन्हीं दिनों गांधीजी के 
पास यह शिंकायत आईं कि कुछ अति उत्सादी मज़दूर कच्चे-पोचे 
मज़दूरों को डरा-यमकाकर काम पर जाने से रोकते हैं । गांधीजी 
इस चीक्ष को कभी सह नहों सकते थे । वे तो झ्ुरू से कहते 
आये थे कि मज़दूरों के हृदय को, उनकी भावनाओं को, प्रभावित 
करके उन्हें अपनी आन पर अड़े रहने को कहो; ज्ोर-ज्ञबदेस्ती या 
जुल्स करके नहीं । दूसरे दिन तुरन्त ही निरी प्रामाणिकता से छलकती 
हुई एक पत्रिका निकाली गई: “भज़दूरों की लड़ाई का सारा 
आधार उनकी न्यायोत्रित माँग और न्यायपूर्ण काये पर है । अगर 
माँग अनुचित है, तो मज़दूर कमी जीत नहीं सकते । मांग के 
उचित होने पर भी अगर उसकी पूर्ति के लिए वे अन्याय का 
'उपयोग करेंगे, झूठ बोलेंगे, दंगा-फ़ताद मचायेंगे, दूसरों को 


| श् 


दबायेंगे या आल्स्य से काम लंगे, ओर इस तरह परेशान होंगे,- 
तो भी अन्त में जीत नहीं पायेंगे । 

लेकिन कुछ तो इस पत्रिका क कारण, ओर कुछ रोक-रोक् 
निर्माण होनेवाली परिस्थितियों क कारण एक अनसोचा-सा परिणाम 
पक रहा था । अति उत्साही लोगों पर इस पत्रिका का प्रभाव 
कुछ उलटा ही पड़ा । कइ्योंको आशा थी कि मज़दूरों को रोक 
रखने की जो कोशिशें उन्होंने की हैं, वे सराही जायेगी । ऐसों- 
को इस पत्रिका से कुछ निराशा हुईं । दरअसल नासमझ होने के 
कारण भी कुछ लोगों को इस सीधी-सच्ची सलाह से बुरा लगा । 
वे कच्चे-कमज़ोर मज़दूरों .स कहने लगे कि जिन्हें जाना हो, 
जाओ । रास्ता खुला है, कोई रोकनेवाला नहीं है । जो नेतिक 
दबाव से काम ले रहे थे, वे भी उस दबाव को शिथिर करने 
लगे । इससे कई मज़दूरों के दिल बदल गये, कोई कुछ कहने लगा, 
कोई कुछ । स्वेश्री अनसूयाबहन, शेकरलाल बेंकर और छगनलाल 
गांधी मज्दूरों से उनके मुहछ्ों, में मिलने के किए रोज्ञ नियम- 
पूवक जाते ही थ। जो मज़दूर मज़दूरी करना चाहते थे, वे 
आश्रम में आकर काम करते ओर मज़दूरी पाते थे । लेकिन भज़दूरों 
में कुछ खोटे सिक्के भी थे। वे अपने मन में सोचा करते: “हम 
नाहक परेशाने हो रहे हैं । प्रतिज्ञा से कुछ होगा-जायगा नहीं । 
य॑ सब हवाई बातें हैं । खाने-पीने की साँसत बढ़ रही है; 
मर्दूरी हो नहीं पाती; मुफ़्त की सलाह देनेवालों को कोई 
तकलीफ़ है ? तकलीफ़ तो हमें है ।” उधर मिलमालिक अपने दिल 
को वज् से भी अधिक कठोर बनाने लगे । किसी भी दशा में 
३५ प्रतिशत भत्ता न देने का उनका आग्रह दृढ़ से इृढ़तर होता 
जाता था, और मज़दूरों को उनकी टेक से डिगाने के लिए उन्होंने 


३१ 


अपने कई आदमी छोड़ रकक्‍्खे थे । इस तरह बाईंस दिन बीत गये । 
भूख-प्यास का कष्ट और मिलमालिकों के जासूस अपना काम कर 
रहे थे; और शैतान उनके कान में गुनगुना रहा था: “ दुनिया में 
दीनबन्धु परमेश्वर नाम की कोई हस्ती नहीं है, और प्रतिज्ञायें तो निराश्ों 
के आँसू पोंछने को हैं।!' एक दिन जब भाई छगनलाल, जुगलदास 
की चाल में रहनेवाले भज़दूरों से सुबह की सभा में आने की 
ग्राथना कर रहे थे, मज़दूरों ने कुछ इसी तरह की बातों से उनका 
स्वागत किया था: “गांधीजी को ओर अनसूयाबइन को क्या 
तकलीफ़ है? वे मोटर में भाते हैं, मोटर में जाते हैं। अच्छा 
खाते-पीते हैं। यहाँ तो मारे भूख के जान निकल रही है । सभा 
में आने से हमारी भूख थोड़े ही मिंठ जायगी |? ये बातें 
गांधीजी तक पहुँचों । वैसे गांधीजी पर किसीकी टीका का असर 
नहीं होता; निन्दा से भी वे नहीं घबराते; लेकिन वस्तुस्थिति की 
सूचक इन कड़वी बातों से उनका हृदय विदीण हो उठा। बे दूसरे 
दिन सुबह सभा में गये । वहाँ उन्होंने क्या देखा! उनके खिन्न 
हृदय ओर उनकी करुणाद दृष्टि को वहाँ क्‍या दिखाई पड़ा उन्हीं- 
के शब्दों में सुनियिः “अविचछ आत्मनिश्वय की श्रभा से 
चमकनेवाले दस-पाँच हज़ार मज़दूरों के प्रफुछ चेहरों के बदले 
निराशा से खिन्न मुखवाले कोई एकाघ हफ्षार आदमी मेंने देखे ।” 
कुछ ही समय पहले जुगलदास की चार में कही गई बातें उन 
तक पहुँची थीं। ' मैंने देखा कि मज़दूरों का उलाहना वारजिब 
है । में परमात्मा की सत्ता में उतना ही विश्वास रखता हूँ, जितना 
यह पत्र लिखते समय अपनी सत्ता में रखता हूँ । में उन छोगणों 
में हूँ, जो मानते हैं कि मनुष्य को अपनी अतिज्ञा का पालन हर 
इालत में, सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी कंरना चाहिए। में यह 


३३ 


भी जानता था कि मेरे सामने बेठे हुए लोग परमात्मा से डरने- 
वालों में हैँ; लेकिन यह अनसोचा लम्बा “ छॉकआउट ” उनकी 
हद से ज़्यादा परीक्षा कर रहा हैं । हिन्दुस्तान की अपनी लम्बी- 
चौड़ी यात्राओं में मैंने सकड़ों ऐसे लोगों को देखा है, जो इधर 
प्रतिज्ञा लेते हैं ओर उधर उसे तोड़ देते हैं । में अपने इस 
अनुभव की भी कभी उपेक्षा नहीं कर पाया हूँ । मुझे यह भी 
माह्म था कि हममें से अच्छे-अच्छों को आत्मबल में ओर 
परमात्मा में एक अस्पष्टसी और अनिश्चयात्मक श्रद्धा है । मेंने 
अनुभव किया कि मेरे लिए तो यह एक शुभ घड़ी है; इससे 
मेरी श्रद्धा की परीक्षा हो रही है । में तुरन्त ही उठा और 
उपस्थित छोगों से कह दिया कि “में इस बात को एक क्षण के 
लिए सी सह नहीं सकता कि आप अपनी प्रतिज्ञा से दलें। जब- 
तक आपको ३५ टका भत्ता नहीं मिलता, अथवा आप सब हार 
नहीं जाते, तबतक में न खाना खाऊँगा और न मोठर का ही 
उपयोग करूँगा ? । 

इस प्रतिज्ञा का उच्चारण होते हीं सभा में जो कुछ हुआ, 
उसका वर्णन करने के लिए किसी 'कवि की केखनी चाहिए | सभा 
में बेठे हुए प्रत्यक व्यक्ति की आँख से चौधार आंसू बहने छूगें। 
हरएक ने अपने मन में यह महसूस-सा किया कि कोई बड़ी (गंभीर) 
ग़लती हो गई है ।, गांधीजी को हमारी किसी कमज़ोरी या कसूर 
से भारी सदमा पहुँचा है, ओर इसीलिए वे उस कमज़ोरी या 
कसूर का प्रायश्वित्त करने को तेयार हुए हैं। बात की बात में 
लोग परिस्थिति को ताड़ गये ओर फिर एक के बाद एक उठकर 
कहने रंगे: “हम अपनी प्रतिज्ञा से कमी नहीं डिगंगे । कुछ ही 
क्यों न हो जाय, चाहे असंभव संभव बन जाय, पर हम अपनी 


रे 
ए-३ 


टेक न छोड़ेंगे । हममें जो कमज़ोर हैं, उन्हे हम घर-घर जाकर 
समझायेंगे ओर कैसी भी हालत में पीछे न हटने देंगे । आप 
अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिये ।” यह प्रभाव लोगों 
की इन बातों तक ही सीमित न रहा । दुपहर होते-होते तो दल 
के दल मज़दूर आश्रम में आने छूंगे ओर गांधीजी से दीन व 
कण छाढ्दों में प्रतिज्ञा छोड़ देने की प्राथना करने लगे । कुछ 
मजदूर उत्साहपूवक मजदूरी माँगने लगे; कुछ मुफ्त में मजदूरी 
करके अपनी कमाई के पेसे उन मज़दूरों को देने के लिए तंयार 
हो गये, जो खुद मभज्ञदूरी नहीं करते थे, या करने में असमर्थ थे । 
आश्रम के लिए भी वह एक बड़ा धन्य दिवस था । मजदूरों का 
उत्साह बढ़ाने के लिए, श्री० इंकरलाल बेंकर जैसे, जिन्होंने कभी 
घूप तक बर्दाइत नहीं की थी, ईट, रेत, वग्गेरा ढोने छंगे थे । 
भाज तो अनसूयाबहन भी इसमें शामिल हुई । आश्रम के 
भाई-बहनों के सिवा वहाँ के बालक भी इस काम में बड़ी उमंग 
से हाथ बैंठाने लगे । इस सबका कुछ अवणनीय प्रभाव पड़ा । 
मज़दूरों के उत्साह और उमंग का पार न रहा । जो लोग पहले 
भिन्नाते हुए ओर झीखते हुए काम पर आते थे, जो बदन चुरा 
. कर सुस्‍स्ती से काम करते थे, वे लोग भी पहले से दुगना काम 
दुगने ज्ञोर से करने लगे । 

एक ओर जब यह सब हो रहा था, तभी दूसरी ओर, 
गांधीजी के सामने सेकड़ों मज़दूर गांधीजी को उलाहना देनेवाले 
जुगलदास की चाल के मज़दूरों को लेकर अपना पश्चात्ताप प्रकट 
करने और गांधीजी से उनकी प्रतिज्ञा छुड़वाने का प्रयत्न कर रहे 
ये । ' हड़ताल महीनों चली, तो भी हम पीछे न हटेंगे । मिलों 
को छोड़कर जो मिल जायगा, वही धन्धा करेंगे। मह्ेनत-मज्ञदूरी 


३४ 


से अपना गुजर करेंगे, भीख माँगेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा न तोड़ेंगे। 
सब इसी आशय का विश्वास दिलाने लगे । कुछ लोगों की भावनायें 
तो इतनी उत्तेजित हो उठी थीं कि उन्होंने गांधीजी से कह 
दिया कि अगर अनसूयाबहन, जिन्होंने उसी सभा में निराहार रहने 
की प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा को वापस न लोटा छेंगी, तो वे 
कुछ अनहोनी-सी कर डालेंगे । एक भाई तो अपनी कमर में खेजर 
_खोंसकर लाये थे । उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी । यह मीठा 
और करुण कलह इतनी देर तक चला कि आखिर अनसूयाबहन 
'को आहार लेना स्वीकार करना पड़ा । 


शास को पाँच बजे मज़दूरों की सभा रक्खी गई थी। 
'आज की पत्रिका का विषय था: “ मक्दूरी ! । मज़दूरी के महत्त्व 
और उसकी पवित्रता के बारे में इतनी सरल ओर दिल को हिलाने- 
वाली गुजराती में यह पहली ही चीज़ लिखी गई थी । “ मज़दूर 
का मज़दूरी न करना, शकर का अपनी मिठास छोड़ देना है । 
यदि समुद्र अपना खारीपन छोड़ दे, तो हमें नमक केसे मिले ? 
मज़दूर मजदूरी छोड़ दे, तो यह दुनिया रसातलू में चली जाय । 
शीरीं के लिए फरहाद ने पत्थर तोड़े थे; मज़दूरों की शीरीं उनकी 
प्रतिज्ञा है; उसके लिए मज़दूर पत्थर क्‍यों न तोड़े ! सत्य के 
लिए हरिश्वन्ध बिकि। अपने सत्य की रक्षा के लिए मज़दूर मज़दूरी 
के तमाम कष्टठों को, यदि वे कष्ट हैं, क्‍यों न सहें ? अपनी आन 
'के लिए हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने अज्ञहद तकलीफ़ें उठाई; 
हम अपनी आव के लिए मरने को क्यों न तेयार रहें १ ! 


उस दिन की शामवाली सभा में गांधीजी ने मज़दूरों को इन 
:उदगारों का मद्दत्वत समझाने के साथ ही नई उत्पन्न परिस्थिति 


२५ 


पर प्रकाश डालने के लिए एक बहुत ही सुन्दर भाषण किया था.। 
उस भाषण के कुछ महत्त्वपूण अंश नीचे दिये जाते हैं: 

“आप लोगों को पता चला होगा कि आज सुबह की 
सभा में क्या-क्या काम हुआ। क्यों को बड़ा सदमा-सा पहुँचा; 
कई रो पड़े! में नहीं समझता कि सुबह जो कुछ हुआ वह 
ग़लत हुआ या शरमाने-जैसा हुआ । ज्ुगलदास की चालवालों ने 
जो टीका की, उससे मुझे गुस्सा नहीं आया, उलटे उससे तो मुझे, 
अथवा जिन्हें हिन्दुस्तान की कुछ सेवा करनी है उनको, बहुत कुछ 
समझ लेना है । में मानता हूँ कि अगर हमारी तपश्चर्या, यानी 
ज्ञानपूवक दुःख सहने की शक्ति, सच्ची है, तो वह कभी निष्फल 
हो नहीं सकती--डउसके सुफल फलकर ही रहेंगे । मेंने आपको 
एक ही सलाह दी । आपने उसके अनुसार प्रतिज्ञा ली । इस युग 
में प्रतिज्ञा का मूल्य, टेक की क़ीमत, नष्ट हो गई है । लोग जब 
चाहते हैं ओर जिस तरह चाहते हैं, ली हुई प्रतिज्ञा तोड़ देते 
हैं, और इस तरह प्रतिज्ञा का पानी उतार देने से मुझे दुःख 
होता है । साधारण आदमी को बाँधने के लिए प्रतिज्ञा से बढ़कर 
दूसरी कोई डोर नहीं । दुनिया में हम जिस परमात्मा को मानते 
हैं, उर्सकोी अपना साक्षी बनाकर जब हम किसी काम को करने 
के लिए तेयार होते हैं, तो वही हमारी प्रतिज्ञा हो जाती है । 
जो उन्नत हैं वे बिना प्रतिज्ञा के भी अपना काम चला सकते 
हैं । लेकिन हमारे समान अवनत या पिछड़े हुए लोग बेसा नहीं 
करं सकते । हम लोगों के लिए, जो जीवन में हज़ारों बार गिरते 
हैं, इस तरह की ग्रतिज्ञाओं के बिना ऊपर चढ़ना असंभव है । 
आप मंजूर करेंगे कि अगर हमने श्रतिज्ञा न ली होती, और रात- 
दिन उसका रठन न किया होता, तो हममें से बहुतेरे कमी के 


४». ३६ 


फिसल चुके होते । आप लोगों ने ही मुझसे कहा है कि इससे 
पहले इतनी शक्तति के साथ चलनेवाली कोई हड़ताल आपने नहीं 
देखी । फिसलने या हारने का कारण पेट की आग है । मेरी 
सलाह है कि आप छोगों को पेट की इस आँच को सहकर भी 
अपनी टेक पर क्रायम रहना चाहिए | इसके साथ ही भेरी और 
मेरे साथ काम करनेवाले भाई-बहनों की भी यह श्रतिज्ञा है कि 
किसी भी दशा में हम आपको भूखों न मरने देंगे । अगर हम 
अपने सामने आपको भूखों मरने दें, तो आपका फिसलना--पीछे 
हटना--स्वाभाविक है। इस तरह की दुहेरी सलाह के साथ एक 
तीसरी चीज़ और रह जाती है । वह यह कि हम आपको भूखों 
न मारें, बल्कि आपसे भीख मेँगवायें | अगर हम ऐसा करते 
हैं, तो भगवान के सामने गुनहगार ठहरते हैं, चोर साबित होते 
है । लेकिन यह में आपको किस तरह समझाऊँ कि आप मज़दूरी 
करके अपना पेट भरिये! में मज़दूरी कर सकता हूँ; मेंने मज़दूरी 
की है; आज भी करना चाहता हूँ; पर मुझे मौक़ा नहीं मिलता। 
मुझे अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए सिफ़ कसरत के तौर पर 
थोड़ी मज़दूरी कर छेता हूँ । अगर आप मुझसे यह कहें कि 
हमने तो कर्ष की मज़दूरी की हैं; दूसरी मज़दूरी हम नहीं कर 
सकते, तो क्‍या यह कहना आपको शोमेगा? हिन्दुस्तान में इस 
तरह का बहम घुस गया है । उसूलन्‌ यह ठीक है कि एक 
आदमी को एक ही काम करना चाहिए, लेकिन जब इसका 
उपयोग बचाव के तोर पर किया जाता है, तो बात बिगड़ जाती 
है । मेंने इस मसले पर बहुत सोचा है । जब मुझ पर दो एक 
सीधे हमले हुए तो मेंने सोचा कि अगर मुझे आप छोणों 
से आपका अपना घम पलवाना हो, प्रतिज्ञा और मज़दूरी की क़ीमत 


३७ 


आपको समझानी हो, तो मुझे आपके सामने इसका कोई जीता- 
जागता सबूत पेश करना चाहिए । आपके साथ हम लोग कोई 
खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं; कोई नाठक नहीं दिखा रहे हैं । जो 
बातें हम आपसे कहते हैं, उन्हें हम स्वयं भी पालने को तेयार 
हैं, यह में आपको केसे समझाऊँ? में कोई परमात्मा या खुदा 
नहीं हूँ कि किसी दूसरे तरीक़े से यह सब आपको दिखा दूँ । में 
तो आपके सामने कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप 
भी समझ जायें कि इन्सान के साथ तो साफ़-साफ़ बातें ही करनी 
होंगी, नाठक-चेटक से काम नहीं चलेगा । “ दूसरी कोई छारूच 
या धमकी देकर भी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करवाया जा सकता। 
लालच तो धन-दोलत की ही दी जा सकती है । जिसे अपना 
धरम प्यारा है, टेक प्यारी है, देश प्यारा है, वही अपनी टेक 
पर कायम रह सकता है, इसे आप समझ सकते हैं ।* 

ऊपर के अवतरण में गांधीजी ने “भ्रतिज्ञा” का तात्तविक 
रहस्य ओर अपनी प्रतिज्ञा का उद्देश्य बड़े सरल ढंग से और पर्याप्त 
विस्तार के साथ समझाया है, अतणएव विस्तारभय का जोखिम 
उठाकर भी वह यहाँ अक्षरश:ः दिया गया है । इस प्रतिज्ञा के 
कारण जो स्थिति उत्पन्न हुईं, वह इतनी तो जिज्ञासा, टीका और 
चर्चा का विषय बनी थी कि उसके संबंध में कुछ कहने से पहले 
भिन्न-भिन्न अवसरों पर स्वयं गांधीजी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा था, उसका उल्लेख कर देना झरूरी है । उनके भाषण के 
कुछ ओर वाक्य यहाँ देने लायक़ हैं। भाषण के सिलसिले में एक 
जगह उन्होंने कहा था: “मुझे इस तरह की ग्तिज्ञायें लेने की 
आदत है, लेकिन इस डर से कि कहीं लोग उनकी झूठी नकल 
न करें, में प्रतिज्ञा करना ही छोड़ देता हूँ । किन्तु मुझे तो 


डेट 


करोडों मजदूरों के सम्पर्क में आना है, अतण्य उसके 
लिए सुझे अपनी आत्मा के साथ खुलासा कर लेने की 
जरूरत रहती है। में आपको यह दिखाना चाहता था 
कि आप लोगों के साथ सुझे खिलवाड़ नहीं करना है। ! 
आगे इसी सिलसिले में फिर कहा था: “मैने आपको अपने 
कार्य द्वारा यह दिखाने की कोशिश की है कि प्रतिज्ञा 
का ज्ञो मूल्य में आँकता हूँ, वही आप भी अंके | 
आपने एक काम कर दिखाया है । आपके दिल में यह खयाल 
आ सकता था: “ हमें आपकी भ्रतिज्ञा से क्‍या संबंध ? हम बाहर 
नहीं रहेंगे । हम तो काम पर जायेंगे।” लेकिन आपने यह नहीं 
सोचा । आपने हमारी सेवा को पसंद किया । और मेने आपकी 
बहुत क़रीमत ऑकी । आपके साथ मरना मुझे सुन्दर लगा; 
आपके साथ तरना भी मुझे सुन्दर प्रतीत हुआ । ! 

इस पहल पर इतना सोच लेने के बाद अब हम देखें कि 
प्रतिज्ञा के संबंध में लोकचर्चा किस तरह की हुईं । उन दिन 
तक हिन्दुस्तान ने अपने लोकनेताओं को लोकसेवा के लिए उपवास 
की प्रतिज्ञा के प्रयोग करते देखा-सुना नहीं था । केकिन गांधीजी 
का तो यह एक रिद्धान्त ही है कि मनुष्य के अधःपतन के समय 
की गई भीषण प्रतिज्ञायं उसे अधःपात से बचा सकती हैं । दक्षिण 
आफ़िका में गांधीजी अपने इस सिद्धान्त पर कई बार अमल भी 
कर चुके थे। यहाँवालों को यह एक नया ही त्रयोग माह्म हुआ । 
जो लोग मानते थे कि गांधीजी कमी विवेक न छोड़ेंगे, उनकी 
जिज्ञासा सतेज हुईं । जो इसमें विश्वास नहीं रखते थे, वे सोचने 
लगे कि गांधीजी ने घबराकर मिलमालिकों को दबाने के लिए यह 
प्रपंव रचा है । प्रोफेसर आनंद्ंकर ध्रुव ने पहले ही दिन आकर 


३९ 


पूछा था : “ में जानता हूँ कि आपने जो उम्र निश्चय किया है, 
सो अपने समूचे जीवन में ओतग्रोत किसी सूत्र के अनुसार ही 
किया होगा । लेकिन में यह जानना चाहता हूँ कि यह किसलिए 
किया गया है । ” इसको लेकर प्रतिज्ञा के आध्यात्मिक रहस्य पर 
जो चर्चा चली, यहाँ उसके विवरण में उतरने का विचार 
नहीं है । 

इस सम्बन्ध में यही कहना काफ़ी होगा कि इस सारी चर्चा 
के द्रम्यान प्रोण आनन्दशंकर का खयाल यह था, कि इस प्रकार 
की प्रतिज्ञा से कुछ समय के लिए भनुष्य का बाह्य आचरण चाहे 
बदल जाय, लेकिन मनुष्य का हृदय नहीं बदल सकता । गांधीजी 
उन्हें समझाने की खूब कोशिश करते थे, किन्तु उससे प्रो० 
आनन्दरैकर को सन्‍्तोष होता नज़र नहीं आता था। यों, मिल- 
मज़दूरों का जो सवाल अब तक एक संकुचित सवाल था, अब 
व्यापक बन गया । गांधीजी की भीषण प्रतिज्ञा के कारण नगर 
के तेटस्थ सजनों को भी अपनी तट्स्थता का ह्याग करना पड़ा। 
इसी सिलसिले में धीरे-धीरे प्रो०ण आनन्द्शकर के साथ गांधीजी का 
सम्बन्ध बढ़ना झुरू हुआ । बाहर के -- हिन्दुस्तान के विभिन्न 
स्थानों के --- छोक-नेता भी बहुत चिन्तित हो उठे, और सब यही 
मनाने रंगे कि किसी तरह इस झगड़े का निपठारा हो जाय तो 
अच्छा । 

हम नहीं कह सकते कि मिल्मालिकों पर इसका कोई 
अप्षर ही न हुआ हो । अलबत्ता, उनमें से क्यों का यह खयाल 
ख़छूर था कि गांधीजी ने मालिकों को दबाने के लिए ही यह 
ढोंग या प्रपंच रचा है । लेकिन श्री० अम्बालालभाई को, जिन्होंने 
अब तक अपने कठोर आग्रह के कारण अपने मालिक भाइयों को 


है 4 


हढ रक्‍खा था, इस घटना से घनी पीड़ा हुईं । वे घण्टों गांधीजी 
के पास आकर बेठने लगे, और उनसे प्रतिज्ञा छोड़ देने की 
प्राथना करने रंगे । तीसरे दिन तो उनके साथ दूसरे कई मिल- 
मालिक भी आये । सबका यह आग्रह तो था कि गांधीजी अपना 
उपवास छोड़ दें, लेकिन मक्षदूरों की प्रतिज्ञा की रक्षा के बारे में 
वे उतने आग्रही न थे । गांधीजी को भी यह खयार तो बराबर 
था कि प्रतिज्ञा का अप्रत्यक्ष प्रभाव मिलमालिकों पर दबाव 
डालेगा । इसलिए इस सम्बन्ध में वे मालिकों को बार-बार समझाने 
लगे । अपने ग्रत्यक भाषण में उन्होंने बार-बार यह बताया कि 
मालिकों, पर पड़नेवाले दबाव के कारण प्रतिज्ञा कुछ दूषित ज़रूर 
होती है, तथापि उसका मूल उद्देश्य तो मज़दूरों को यह समझाना 
है कि उनकी गतिज्ञा का कितना महत्त्व है और क्‍यों उन्हें अपनी 
प्रतिज्ञा पर क़ायम रहना चाहिए । 

कहे मिल-मालिक गांधीजी से कहते : इस बार आपके 
खातिर हम मज़दूरों को २५ प्रतिशत दे देंगे।? इस पर 
गांधीजी साफ़ इन्कार करते हुए कहते : “मुझ पर दया करके 
नहीं, बल्कि मज़दूरों की प्रतिज्ञा का आदर करके, उनके साथ 
न्याय करने के लिए, उन्हें ३५ प्रतिशत दीजिय |” उपवास की 
प्रतिज्ञा के बाद तीसरे दिन शाम को उन्होंने कहा था: “ मिल- 
मालिकों ने आकर मुझसे कहा: “आपके खातिर हम ३५ 
प्रतिशत दे देंगे ।” लेकिन उनका मेरे खातिर ३५ प्रतिशत 
देना मुझे तलवार की धार की तरह खटकता है । में इस चीज़ 
को जानता था, फिर भी में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सका, 
क्योंकि मेने दूसरी तरफ़ यह सोचा कि १०,००० आदमियों का 
अपनी प्रतिज्ञा से मुँह मोड़ना एक इश्वरी प्रकोप ही होगा । मेरे 


४१ 


लिए तो यह बहुत ही शरम की बात है कि मेरे खातिर 
आपको ३५ ग्रतिशत मिल्ठे । ” 

यों चचायें होती रहती थीं और उपवास के दिन बढ़ते 
जाते थे । उपवास से गांधीजी के शरीर में शिथिलता उत्पन्न होने 
के बदले, एक प्रकार की स्कूर्ति-सी बढ़ रही थी । उन्हें समझाने 
ओर उनके उपवास की श्रतिज्ञा छुड़वाने की कोशिशें चारों ओर से 
बराबर ज़ारी थीं । ऊपर कहा जा चुका है कि श्री० अंबालालभाई 
को. इस प्रतिज्ञा से बड़ा आघात पहुँचा था, अतएव गांधीजी को 
समझाने की उनकी कोशिशें भी हृद दर्ज की थीं । अपने पक्ष के 
विषय में उनकी मुख्य दंलील यह थी: “ मज़दूर इस प्रकार बार- 
बार, मनमाने ढंग से, हमारा विरोध करें, ओर इसमें उनको बाहर 
से प्रोत्साहन सी मिले, तो इस चीज़ को हम सह नहीं सकते। 
अगर यहीं सिलसिला ज़ारी रहा तो भज्ञदूरों में विनय नाम की 
कोई चीज़ रह न जायगी। इस तरह तो हमारे और मजदूरों के 
बीच जब-जब झगड़ा होगा, तब-तब हमेशा हमें किसी तीसरे 
पक्ष को पंच बनाना पड़ेगा, जो हमारे लिए शोभास्पद नहीं होगा । 
उससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी । हाँ, अगर आप भविष्य में 
हमारे ओऔर मजदूरों के सवालों को हमीं तक रहने दें ओर खुद 
हमेशा के लिए उनसे हाथ थो छें, तो हम तुरन्त ३५ प्रतिशत दे 
दें।” यह कोई मामूली माँग न थी । अन्याय, अनीति भोर 
अत्याचार का आन्तरिक प्रेरणा से विरोध करनेवाले गांधीजी यों 
मज़दूरों की सेवा के दरवाज्ों को अपने हाथों हमेशा के लिए बंद 
कर दें, यह कभी हो नहीं सकता था । अतएव सेवाइत्ति को 
हमेशा के लिए ताक़ पर रखने की मंजूरी देकर मज़दूरों के लिए 
३५ प्रतिशत प्राप्त करने ओर उपवास छोड़ देने की बात जम 


डर 


ने सकी | इसके बाद समझोते की बातचीत ने दूसरा रूप घारण किया । 
मालिकों की ओर से यह दलील पेश की गई: “' किसी भी तरह 
मालिकों का आग्रह भी सिद्धान्त के रूप में माना जाना चाहिए। 
आप ही की तरह मिलमालिकों की भी अपनी प्रतिज्ञा है। 
गांधीजी ने नीचे लिखे ग्रतिप्रइन द्वारा मालिकों की इस दलील का 
थोथापन सिद्ध कर दिखाया: “ क्या कोई राजा यह प्रतिज्ञा कर 
सकता है: “में अपनी प्रजा पर भारी-भारी कर रछा्दूगा, ओर 
उसकी दाद-फ़रियाद कभी न सुनकर उसे हैरान करूँगा' १?” फिर 
भी इस सारे ऊहापोह के बीच गांधीजी के मन से यह बात दूर 
नहीं हो रही थी कि उपवास के कारण मालिकों पर दबाव पड़ता 
है । अतएव मालिकों की प्रतिज्ञा को सुरक्षित रखने के लिए वे 
कृत्रिम उपायों से काम लेने को राज्जी हो गये। लड़ाई छिड़ने से 
पहले दोनों पक्षों ने पंच के जिस उसूल को माना था, वह गांधीजी 
को भी मंजूर था | इसलिए गांधीजी ने यह मान लिया कि “ अगर 
मज़दूरों की प्रतिज्ञा के शब्दों की रक्षा हो जाय, तो ओर बातों 
में पंच जो कहेंगे उसे मज़दूर कबूल रकक्‍्खेंगे ।” इससे समझौते 
का रास्ता बहुत कुछ खुल गया । फलतः मज्ञदूरों की प्रतिज्ञा को 
निभाने के लिए पहले दिन ३५ प्रतिशत भत्ता देने, ओर मालिकों 
की प्रतिज्ञा को निभाने की गरज्ञ से दूसरे दिन २० प्रतिशत भत्ता 
देने, एवं तीसरे दिन मज़दूरों ओर मालिकों द्वारा नियुक्त पंच जो 
फ़ेसला कर दें, उतने प्रतिशत देने का एक ग्रस्ताव समझौते के 
आधाररूप में पेश हुआ । लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने यह माना 
कि पंच न तो तीसरे दिन अपना फ़ेसला दे सकेंगे, और न ही 
अमुक ग्रतिशत दिला सकेंगे, अतएव उन्हें जाँच-पड़ताल के लिए 
पूरा समय मिलना चाहिए । यह भी तय हुआ कि इसके हछिए 


४३ 


उन्हें तीन महीनों की मुहत्त मिलनी चाहिए | अब सवाल यह 
उठा कि पंच का फ़ेसला होने तक मजदूरों को भत्ता किस हिसाब 
से दिया जाय? इस सवाल को दोनों पक्षों ने नरमी-गरमी से 
हल किया । मज़दूर दल ने अपनी माँग को ७॥ ठका घटाया, 
मालिकों ने ७॥ टका बढ़ाना कबूल किया ओर यह तय हुआ कि 
बीच के समय में, यानी पंचों का फ़ैसछा मिलने तक, भज़दूरों को 
२७॥ टका भत्ता दिया जाय । प्रौो० आनन्द्शंकर ध्रुव को दोनों 
पक्षों ने एकमत से पंच नियुक्त किया । चूँकि उपवास की अ्रतिज्ञा 
के दिन से ही श्रो० आनन्दशंकर ने इस झगड़े में सक्रिय रस 
लिया था, इसमें अपनी अमली दिलल्‍ूचस्पी दिखाई थी, इसलिए 
सहज हीं पंच का दायित्त्व भी उन पर आ पड़ा और उन्होंने उसे 
सहषे स्वीकार किया । अब तो कुछ करने को न रहा था । दूसरे 
दिन खबेरे ही मजदूरों को पता चल गया कि झगड़ा मिट चुका 
है, इसलिए वे हज़ारों की तादाद में शाहपुर दरवाज़े के पास पेड़ 
के नीचे आकर बेंठ गये थे, और यह जानने को उत्सुक व आतुर 
थे कि फ़ैसला क्या हुआ ओर किस तरह हुआ । आज की सभा में 
कमिश्नर साहब को भी निमंत्रित किया गया था, और उन्होंने उस 
निमंत्रण को आग्रहपूवक स्वीकारा था। शहर के अन्य अनेक प्रतिष्ठित 
स्री-पुर्ष भी सभा में उपस्थित थे। ग्यारह बजे गांधीजी आये ओर 
उन्होंने समझोते की हक़ीक़त' मज़दूरों के सामने पेश की । यह 
हक़ीक़त गांधीजी के शब्दों में ही नीचे दी जाती है: “जिम 
समझौते की बात में आपके सामने पेश करनेवाला हूँ, उसमें सिवा 
इसके कि मज़दूरों की सिफ़ टेक क़ायम रह जाती है, और कोई 
बात नहीं है। मेंने मालिकों को अपनी शक्तिसर समझाया; हमेशा 
के लिए ३५ प्रतिशत देने को कहा । परन्तु यह बात उन्हें 


है. ॥ 


बहुत भारी मातम हुईं । अब में आपसे एक बात कह दूँ । 
यह कि हमारी माँग एकतर्फ़ा थी । छड़ाई से पहले हमने मालिकों 
का पक्ष जानने की माँग पेश की थी, परन्तु तब उन्होंने उसे 
माना नहीं था । अब वे पंच के प्रस्ताव को मंजूर करते हैं । में भी 
कहता हैं कि यह झगड़ा पंच के सामने भले जाय । पंच से में ३५ 
प्रतिशत ले सकूँगा । अगर पंच कुछ कम देने का निणय देंगे, तो 
में मान रूँगा कि हमने माँगने में ही भुठ की थी। मालिकों ने 
मुझसे कह्दा कि जैसी मेरी प्रतिज्ञा है, वेंसी उनकी भी प्रतिज्ञा है। 
मैंने उन्हें कहा है कि ऐसी प्रतिज्ञा करने का उन्हें अधिकार नहीं । 
लेकिन उनका आग्रह रहा कि उनकी प्रतिज्ञा भी सच है। मेंने 
दोनों की प्रतिज्ञा पर विचार किया । मेरे उपवास मांगे में बाधक 
बने । में इनसे यह तो नहीं कह सकता था कि मुझे मुँहमांगा 
दोगे, तभी में उपवास तोडूँगा; यह तो नामदी की बात होती + 
अतएव मैंने मान लिया कि फिलह्वाल तो दोनों पक्षों की प्रतिज्ञा 
रहें, और बाद में पंच जो फ़ेसलछा दे दे, सो सही । अतः थोड़े 
में हमारे समझोते का सार यह है कि पहले दिन हमें अपनी. 
प्रतिज्ञा के अनुसार ३५ प्रतिशत भत्ता मिले, दूसरे दिन 
मालिकों की ग्रतिज्ञा के अनुसार २० ग्रतिशत मिले, ओर तीसरे 
दिन से पंच का फ़ैसला होने तक २७॥ प्रतिशत मिले । बाद में 
पंच ३५ प्रतिशत का फ़ेसछा दें, तो मालिक ७॥ टका हमें ज़्यादा 
दे और २७॥ से कम का फ़ेसछा दें तो उतनी रक़॒म हम मालिकों 
को लौटा दें ।” मजदूरों ने इस घोषणा का बड़े हषे के साथ 
स्वागत किया । लेकिन उन्हें केवल हष-खमाचार सुनाना ही काफ़ी 
न था । दो बातें नसीहत की भी कहनी थीं । गांधीजी ने इस 
मोक्रे पर वे बातें भी कह दीं: “हमने आपस में मिलकर 


४डजु 


सारी मसलहत की है; अब हमसे बिना मिले आप कोई प्रतिज्ञा 
न कर बेठना । जिसे अनुभव नहीं, जिसने कुछ किया-धरा नहीं, 
बह प्रतिज्ञा का भी अधिकारी नहीं । बीस वर्षा के अनुभव के 
बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि प्रतिज्ञा छेने का अधिकार 
मुझे है । मेंने देखा है कि आप अभी प्रतिज्ञा के छायक्र नहीं 
बने । अतएव अपने बुजर्गों' से पूछे बिना प्रतिज्ञा न छेना । प्रतिज्ञा 
लेनी ही पड़े, तो हमसे आकर मिलना । जब ऐसा समय आयेगा, 
तो विश्वास रखिये कि आज की तरह तब भी हम आपके लिए 
मरने को तैयार रहेंगे । लेकिन याद रखिये कि जो प्रतिज्ञा आप 
हमारे सामने लेंगे, उसीके लिए हम आपकी मदद कर सकेंगे । 
भूल से की जानेवाली प्रतिज्ञा तोड़ी भी जा सकती है । आपको 
, तो अभी यह सीखना है कि प्रतिज्ञा कब और किस तरह लेनी 
चाहिए । ! 

इसके बाद गांधीजी ने बताया कि इस समझौते की खुशी 
मेँ मिलमालिक मज़दूरों में मिठाई बाँठना चाहते हैं । उन्होंने 
'मज़दूरों को समझाया कि वे मालिकों की इस साँग को सहष 
. मंजूर करें । मजदूरों ने इस प्रस्ताव को सहष स्वीकार कर लिया। 
यह दिखाने को कि समझोते की शर्ते! सबको मंजूर हैं, मफ़दूरों 
में से अलग-अलग खातों के अगुआ मज़दूर मंच पर आये और 
अपने संक्षिप्त एवं सामयिक भाषणों द्वारा उन्होंने अपना हष और 
अपनी इंतज्ञता प्रकट की । इसके बाद मज़दूरों और मित्रों के 
आग्रह से गांधीजी ने वहीं पारणा किया । उत्तरी विभाग के 
तत्कालीन . कमिश्नर मिह्टर प्रें. इस अवसर पर अपने हमे को 
छिपा न सके । वे उठे ओर दोनों दलों का अभिनंदन करते हुए 
उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण किया: “ आपके बीच समझौता हो 


डी 


रहा है, यह देखकर मुझे बढ़ी खुशी होती है । मुझे पूरा विश्वास 
है कि जबतक आप मिस्टर गांधी की सलाह छेते रहेंगे ओर उनका 
कहा करेंगे, आपका भला ही होगा और आपको इन्साफ़ ही 
मिलेगा । आपको याद रखना चाहिए कि आपके लिए मिध्टर गांधी ने 
ओर उनके सहायक भाई-बहनों ने बहुत कष्ट उठाये हैं, बड़ी 
मुसीबतें झेली हैं, और आपके साथ प्रेम व दया का “व्यवहार 
किया है। मुझे आशा है, कि यह बात आपको हमेशा 
याद रहेगी ।!* 

उसी दिन शाम को श्री० अंबालालभाई के बंगले के सामने 
वाले विशाल आँगन में सभी मज़दूर इकट्ठा हुए और मिल्मालिकों 
ने उन्हें मिठाई बाँदी । इस अवसर पर गांधीजी ने और श्री० 
अंबालालभाई ने जो विचार प्रकट किये थे, वे इस बात को भली- 
भांति सिद्ध करनेवाले थे. कि मालिकों ओर मज्दूरों के बीच की 
यह लड़ाई कितने सीधे-सबचे ढंग से लड़ी गई थी ओर अन्त में 
कितनी मिठास के साथ दोनों दलों में समझोता हुआ था । यहाँ 
श्री० अबालालभाई के दो-चार वाक्य ही पर्याप्त -होंगे: “आज 
२२ दिन के बाद मजदूरों ने बुनाई विभाग :को खोलने और 


+इस संबंध की एक उल्लेखनीय बात यह है कि जिन दिनों 
खेड़ा सत्याग्रह की लड़ाई अपने पूरे ज्ञीर पर थी, तब इन्हीं 
कमिश्नर साहब ने रोषवश ऐसी-ऐसी बातें कही थीं, जो इन बातों के 
बिलकुल खिलाफ़ पड़ती थीं--- अत्यन्त अशोभन थीं; लेकिन चूँकि 
गांधीजी उनका खझुन्दर जवाब दे चुके हैं, इसलिए यहाँ उसकी 
तफ़्सील में उतरना ज़रूरी नहीं मालूम होता | हाँ, इससे यह जरूर 
साबित होता है कि अच्छे से अच्छे अधिकारी भी प्रतिष्ठा के भूलभरे 
विचारों के कारण विवेक का परित्याग करने में नहीं चूकते। --ले० 


हुआ 


काम पर हाज़िर होने का जो निश्चय किया है, उससे मुझे बहुत 
आनन्द हो रहा है | में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी 
इतना तो कहूँगा ही कि अगर कारीगर गांधीजी को पूज्य समझते 
हैं, तो मिलमालिक भी उनको किसी प्रकार कम पूज्य नहीं मानते; 
बल्कि अधिक पूज्य ही मानते हैं । में चाहता हूँ कि हमारे बीच 
परस्पर हमेशा प्रेम बना रहे । 

गांधीजी के विचार भी यहाँ देने लायक़ हैं: “में मानता 
हूँ कि जैसे-जैसे दिन बीतते जायँँगे, वेसे-वेसे अहमदाबाद तो ठीक, 
सारा हिन्दुस्तान इन २२ दिनों की छड़ाई के लिए गये का अनुभव 
करेगा, ओर हिन्दुस्तानवाले यह मानेंगे कि जहाँ इस तरह की 
लड़ाई चल सकती है, वहाँ आशा की बहुत कुछ गुंजाइश है। इस 
लड़ाई में बेर-भाव को कोई स्थान नहीं रहा है । मैंने ऐसी लड़ाई का 
अमीतक अल्लुभव नहीं किया था । वैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से कई 
लड़ाइयों का अनुभव मुझे हे, छेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं 
याद पड़ती कि जिसमें दुश्मनी या कड़वाहट इतनी कम रही हो । 
आशा है, जैसी शांति आपने लड़ाई के दिनों में रक्खी थी, वेसी 
आप हमेशा बनाये रकखेंगे |!” इसी कारण जब कुछ मजदूरों ने 
यह आग्रह किया कि समझौते की शर्तों में एक शर्ते यह भी होनी 
चाहिए कि मिलमालिक लॉक आउट के समय की तनख्वाह उन्हें 
दें, तो गांधीजी ने फ़ोरन ही उनको समझाकर चुप कर दिया । 
समझौते संबन्धी पत्रिका में तो गांधीजी ने इस आग्रह को ही नहीं, 
बल्कि इसके विचार-्मात्र को हेय माना है। “ लॉक आउट के 
समय की तनख्वाह माँगना, मालिकों के पेसे से छड़ने के समान 
है । मज़दूरों के लिए इसका विचार भी दर्मनाक है । लड़वैये 
अपनी ताक़त पर ही छड़ सकते हैं । फिर मालिक भज़दूरों को 


डेट 


तनख्वाह दे चुके हैं । इसलिए अब तो यह भी कहा जा सकता है 
कि मज़दूर नये सिरे से नौकरी पर जाते हैं । इन सब बातों को 
ध्यान में रखते हुए मज़दूरों को लोक आडट के समय की तनख्वाह 
छेने का विचार छोड़ देना चाहिए |! 

उस दिन शाम को गांधीजी का जो भाषण हुआ उसके 
कुछ उदग़ार तो मिलमालिकों के दिलों को हिलानेवाले ओर उन्हें 
जीवन परयत याद रह जानेवाले थे : “में आपकी ( भज़दूरों की) 
ओर से मालिकों से क्षमा माँगता हूँ। मेंने उन्हें बहुत दुःख 
दिया है । मेरी प्रतिज्ञा तो आपके लिए थी; लेकिन दुनिया में 
हमेशा हर चीज्ञ के दो पहल रहते आये हैं; इसी कारण मेरी प्रतिज्ञा 
का प्रभाव मालिकों पर भी पड़ा है ! में दीनतापूवक उनसे क्षमा 
चाहता हूँ । में ज्ञितना मजदूरों का सेवक हूँ उतना ही 
आपका (मालिकों का) सेवक भी हूँ । मेरी प्राथना 
केवल यही है कि आप मेरी सेवाओं का ठीक-ठीक 
- उपयोग कीजियेगा ।! 


दूसरे दिन गांधीजी के श्रति और उनके साथ इस लड़ाई में 
भाग लेनेवाले भाई-बहनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने 
के लिए मज्दूरों ने जो हष-सभायें और हृष-यात्रार्ये की उनका 
तो यहाँ उल्लेख-सात्र किया जा सकता है । जिन्होंने उन दृश्यों 
को देखा है, वे कहते हैं कि अहमदाबाद के लिए तो वे अदभुत 
थे, अपूव थे । 


ईं 
* मिलों के खुलने पर इस तनख्याह के संबंध में कुछ छुटपुट 
झगड़े हुए थे; पर इन झगड़ों के लिए मजदूर जितने ज़िम्मेदार 
थे, उतने ही मिलमालिक भी जिम्मेदार थे । 
४९ 


ए-४ ५ 


लड़ाई के दरम्यान गांधीजी ने अनशन की जो प्रतिज्ञा की 
थी, ओर लड़ाई के बाद जो समझोता हुआ, उस पर उन दिनों 
अनेक प्रकार की टीका-टिप्पणियाँ हुईं । इन दीकाओं के ओऔचित्य 
अथवा अनौचित्य पर यहाँ कुछ लिखने का विचार नहीं है । स्वयं ' 
गांधीजी ने इन दोनों बाबतों में अपनी आत्मा की केसी कड़ी परीक्षा 
की है, उसका थोड़ा परिचय इन दीकाकारों. के लिए यहाँ देना 
अप्रासंगिक न होगा । समझोते के एक दिन पहले समझोते की 
शर्तों' के बारे में श्री० अंबालालभाई को अपने एक पत्र में उन्होंने 
लिखा था : “ मुझे जिसाने की इच्छा के बदले आप अपनी न्याय- 
वृत्ति का अधिक खयाल रखियेगा । मेरा उपवास मेरे लिए तो 
. अतिशय आनंददायक है । अतएव मित्रों को उससे दुखी होने की 
कोई वजह में नहीं देखता । मज़दूरों को जो न्यायपूर्वक मिलेगा, 
वही अच्छी तरह हज़म होगा --- अधिक निभेगा । ३५० प्रतिशत, २३० 
प्रतिशत और पंच -- ऐसी सूखेता अपने धमें और गये की 
रक्षा के लिए हम कह सकते हैं, सह सकते हैं । मज़दूर इसे 
प्रपंच मानेंगे, क्योंकि वें सरल हैं। इसलिए मुझे अधिक 
अच्छा तो तब माहछम द्ोगा, जब दूसरा कोई बेहतर रास्ता मिले । 
आप ऊपर की शर्तें मंजूर कराना चाहेंगे, तो में उन्हें भी मंजूर 
करूँगा, पर जल्दबाजी न होने दूँगा | पंच मिलकर तुरन्त ही 
फ़ैसला कर डालें और उन्हीं भावों का हम ऐलान करें; यानी 
पहले दिन ३५, दूसरे दिन २० ओर तीसरे दिन पंच-फ़ैसले के 
मुताबिक़ । इसमें भी मूखेता तो हे, केकिन चौकलाई भी 
है । तीसरे दिन की रक़्स का ऐलान आज ही करना होगा ।”? 

समझोते के दिन सुबह की सभा में बोलते हुए इसी संबंध में 
उन्होंने कहा था: “आपके लिए में जो कुछ लाया हूँ, यह 


हे । | 


हमारी प्रतिज्ञा के अक्षरों की पूर्ति के लिए काफी होगा, 
आत्मा के लिए नहीं । आत्मावाले अभी हम हें नहीं, 
इसलिए अक्षर से ही हमें संतोष करना होगा | ” लेकिन 
इससे भी अधिक गहरे और कठोर आत्मनिरीक्षणवाले कुछ उदगार 
तो अभी बाक़ी हैं । उपवास संबंधी कुछ उदगार ऊपर दिये जा 
चुके हैं । नीचे के कुछ और उदशार उपवास की प्रतिज्ञा पर 
ओर समझौते पर सविशेष प्रकाश डालते हैं । समझोते के दिन 
सुबह गांधीजी ने अपने आश्रमवासियों से जो बातें इस बारे में कही 
थीं वे यहाँ उनकी आज्ञा से दी जाती हैं: “आशा है कि आज 
दस बजे से पहले समझौता हो जायगा । इस समझौते को में 
अपनी प्रमादरहित स्थिति में देख रहा हूँ, ओर देख रहा हूँ कि 
यह ऐसा हुआ है, जिसे में कभी स्वीकार न करता । छेकिन 
इसमें दोष मेरी अनशन संबंधी प्रतिज्ञा का है । मेरी इस प्रतिज्ञा 
में कई दोष हैं | इसका यह मतलब नहीं कि दोष अधिक हैं, 
और गुण कम; लेकिन जिस प्रकार वह बहुतेरे गुणों से युक्त है, 
उसी प्रकार उसमें दोष भी बहुत हैं । जहाँ तक मछ़दूरों से 
संबंध है, वह अत्यधिक गुणयुक्त है और उसके परिणाम मी 
उसी तरह सुन्दर प्रकट हुए हैं। किन्तु जहांतक मालिकों का 
सम्बन्ध है, प्रतिज्ञा दोषपूण है, ओर इसीलिए उस ह॒द तक 
मुझे झुकना पड़ा है | में कितना ही इनकार क्‍यों न करूँ, तो भी 
लोगों को यह अनुभव हुए बिना न रहेगा कि मेरे उपवास के 
कारण मिलमालिकों पर दबाव पड़ता है, और दुनिया भी एकाएक 
मेरी बात को मानेगी नहीं ! मेरी इस कनिष्ट दशा के कारण 
मालिक स्वतंत्र नहीं रह पाये हैं । में मानता हूँ कि जब कोई 
आदमी किसी दबाव में पड़ा हो, तब उससे कुछ लिखा लेना, 


प्‌ णु 


कुछ दार्ते मनवा लेना या कुछ ले लेना न्यायोचित नहीं है । 
सत्याग्रही का यह तरीक़ा ही नहीं; इसीलिए मुझे इस मामले में 
झुकना पड़ा है । शरम में पड़ा हुआ आदमी ओर क्या कर 
सकता है १ में थोड़ी-थोड़ी करके अपनी माँग पेश करता गया, 
ओर मालिकों ने उनमें से जितनी स्वेच्छा से मान हीं, 
उतनी से मुझे संतोष करना पड़ा | में चाहूँ तो अपनी 
तमाम माँगें उनसे पूरी करा सकता हूँ, लेकिन उनको ऐसे संकट 
में डालकर में उनसे अपनी वे माँगें कभी पूरी नहीं करा सकता ! 
मेरे लिए तो यह ब्रत तोड़कर विष्ठा खाने के बराबर होगा । 
समय पाकर अम्ृतपान करनेवाला में विश कैसे खा सकता हैँ १? 
इसके बाद सी किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत रह जाती है क्‍या? 
अथवा किसी टीका-टिप्पणी की गुंजाइश रहती है क्‍या? फिर भी 
जो जानते नहीं, उनकी जानकारी के लिए यह कह देना ज़खूरी 
है कि पंच-फ़ेसले के अनुसार भत्ते की रक़म को क़बूल रखने में 
प्रतिज्ञा का तनिक भी भंग नहीं हुआ था; क्योंकि समझौते के 
पहुले लड़ाई के दिनों में भी मझ़दूरों की ओर से तो पंच की ही 
माँग पेश की गई थी, पर उस समय मालिकों ने उस माँग को 
मंजूर करना ठीक न समझा था । अगर पंच का सिद्धान्त मान 
लिया जाता, तो मज़दूरों का अपना कोई स्वतंत्र आग्रह था ही 
नहीं । और समझोते में पंच का यही सिद्धान्त सान लिया गया था ॥*ं 

* अन्तिम पत्रिका में इस विषय का सुन्दर विवेचन किया 
गया है । फिर भी यह कहना ज्ञरा कठिन ही है कि मज़दूरों के 
सामने ३५ प्रतिशत की वृद्धि अथवा पंच के उसूल का स्वीकार, ये 
दोनों ध्येय थ । 





५२ 


यह कहना भी ग़लत ही है कि चूँकि मिलमालिकों ने गांधीजी 
के प्रति दयाद्र होकर उनकी माँगें मंजूर कर ली थीं, इसलिए 
मज़दूरों की लड़ाई नीरस बन गई थी । समझोते से पहले मिल- 
मालिकों ने जो दलीलें पेश कीं, ओर इन दलीलों को पेश करने 
में उन्होंने जितने दिन बिताये, उससे साफ़ माल्म होता है कि 
मालिकों ने बिना सोचे-समझे केवल अपने मन की मौज के खातिर. 
मज़दूरों की माँग नामंजूर कर दी थी । फिर, श्री० आनन्दशंकरभाई 
का फ़ेसलछा माह्म होने से पहले ही कई मिलों में मज़दूरों को 
३५ प्रतिशत और कई जगह ३५ से भी अधिक भत्ता मिलने 
लग गया था । इससे भी साबित होता है कि मालिकों के सामने 
अबेर-सबेर कम से कम ३५ प्रतिशत देने के सिवा ओर कोई 
चारा न था । मिलमालिकों की ओर से प्रकाशित कुछ पत्रिकाओं 
में से अन्तिम पत्रिका में श्री०' अबालालभाई के नाम भेजा गया 
श्रीमती एनी बेसेण्ट का तार -- ध“ #'07 [709758 597९, (79 
70675घ806 0ज्ञात675 जञ20 82700. ४8४०८ (०9707 5 
|6 ! --- उद्धृत करके मालिकों ने अपनी उद्ारतावश गांधीजी को 
मोत से बचा लेने का दावा किया है | इस पर क्‍या कहा जाय £ 
पाठकों को हमारी सलाह है कि वे मालिकों की इस पत्रिका को 
मज़दूर पक्ष की अन्तिम पत्रिका के साथ रखकर पढ़ें । शायद ही 
कोई जानता हो कि उसी दिन गांधीजी को जो अनेक तार मिल्के 
थे, उनमें मिस फेरिंग नामक एक डेनिश साध्वी की ओर से नीचे 
लिखा तार आया था: “(76267 30४6 70०छ४डप 70 
70870 87 (9४६४ 76 |99796९४ 060छ7 5 ॥6 0 
(6. 8276९ ० ॥75 (९€!०0एञा787.' 

इस इतिहास के बाद ओर कुछ लिखने को रह नहीं जाता। 


प्‌ डे 


मज़दूरों ओर मिलू-मालिकों की ओर से चुने गये पंच भ्री० आनंदशंकर 
प्रुव के सामने दोनों पक्षों की तरफ़ से जो बातें, जो हक़ीक़तें पेश की 
गई थीं, वे अक्षरशः परिशिष्ट में दी हैं, और परिशिष्ट में ही पंच 
का निणय भी दिया है, अतएव यहाँ उसे दोहराने की ज़रूरत 
नहीं मालूम होती । मिलमालिकों ने मज़दूर पक्ष की एक भी हक़ीक़त 
का जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी । उलटे मिलउथद्ोग के दो 
बड़े दलों के बीच जो संबंध है, तथा होना चाहिए, उसके बारे 
में उन्होंने अपने कुछ संकुचित विचार ही पेश किये। अतएव 
आश्रय नहीं कि पंच महोदय को उनके वक्तव्य में से तथ्य की 
कोई बात न मिली हो । उन्होंने स्वये यह भी अनुभव किया कि 
पहले की बनिस्बत छ: गुना ओर तीन गुना मुनाफ़ा कमानेवाले मिल- 
मालिक बाध्य किये जाने पर मजदूरों को मनचाहा इज़ाफ़ा दे सकते हैं, 
अतएव उन्होंने व्यावद्यारिक न्याय के रूप में यह फ़ैसला सुना 
दिया कि : 'मिलमालिकों को चाहिए कि वे कारीगरों को झगड़े से 
संबेध रखनेवाले शेष सारे समय का वेतन ३५ प्रतिशत बृद्धि 
के साथ दें --- यानी २७॥ टका दे चुकने पर शेष रही हुई रक़म 
वे कारीगरों को दं ।” इस प्रकार जिस निश्चय- के साथ गांधीजी ने 
मज़दूरों से कहा था कि: “पंच से हम ३५ गअतिशत छे सकेंगे, 
उनका वह निश्चय अक्षरश: सच साबित हुआ । 

गांधीजी के पृण्य-प्रताप से अहमदाबाद को और अहमदाबाद 
के निमित्त से सारे हिन्दुस्तान को इस सीधी, झुन्दर ओर निर्दोष 
लड़ाई का खुख छूटने को मिला । इससे पहले हिन्दुस्तान में कई 
बार अल्ग-अछग जगहों में मालिकों ओर मज़दूरों के बीच लड़ाई- 
झगड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से एक भी इस लड़ाई की तरह 
पवित्र साधनों से, धन के नहीं, बल्कि निरे संकल्प के बल पर 


कु है 


ओर संपूर्ण मिठास के साथ नहीं लड़ी गईं; किसी भी लड़ाई का 
परिणाम इस लड़ाई के परिणाम के समान दोनों दलों के लिए 
हितकारक और उच्नतिप्रद नहीं हुआ; भोर इस लड़ाई के कारण 
भविष्य में किसी भी प्रकार के संघष्ष की संभावना अथवा उसके 
फलस्वरूप किसी गंभीर परिस्थिति के उत्पन्न होने की आशंका इतनी 
कम हो गई है कि आज उसकी कल्पना करना भी कठिन है। 


लड़ाई के दिनों में प्रकाशित पत्रिकायें 


१ 

ता० २२ फरवरी से यह लोक आउट शुरू है, और उसी 
दिन से बुनाई विभाग के कारीगरों के पास कोई काम नहीं है। 
जब मिलमालिकों ने महामारी के कारण दिये जानेवाले भत्ते को 
बन्द करने की सूचना निकाली और उसके सम्बन्ध में ग़रलूत- 
फ़हमियाँ खड़ी हुईं, तो मालिकों की ओर से यह कहा गया था 
कि मक्षदूरों ओर मालिकों के आपसी झगड़े का फ़ैसला पंच द्वारा 
करा लिया जाय । यह मान लिया गया था कि मज्ञदूर भी इससे 
सहमत ही होंगे। आखिर ता० १४-२-”१८ के दिन मिलमालिकों 
ने तय किया कि महामारी के भत्ते के बदले में महँगाई का कितना 
अधिक भत्ता देना उचित होगा, इसका फ़ैसलछा पंचों द्वारा करा 
लिया जाय । फलत: मजदूरों की ओर से महात्मा गांधीजी, श्री० 
शंकरलाल बेंकर और श्री० वह्भभाई पटेल, और मालिकों की ओर 
से सेठ अंबालाल साराभाई, सेठ जगाभाई दलपतभाई और सेठ 
चंदुलाल पंच नियुक्त किये गये और कलेक्टर साहब इस पंच- 
समिति के सभापति बनाये गये। इसके बाद ही किन्हीं ग्ररूत- 
फ़ह्मियों की वजह से मज़दूरों ने हड़ताल कर दी । यह मन्नदूरों 
की भूल थी। मज़दूर अपनी भूछ खुघारने को तैयार भी हुए । 
पर मालिकों ने सोचा कि जब भज्दूरों ने पंचों के फ़ैसले से पहले 


५६ 


ही हड़ताल करने की ग़लती की है, तो अब वे अपने पंच सम्बन्धी 
प्रस्ताव को रद कर सकते हैं, ओर उन्होंने वह प्रस्ताव रद कर 
दिया । इसके साथ उन्होंने यह मी तथ किया कि भज़दूरों को 
उनकी चढ़ी हुईं तनख्वाह चुका दी जाय, और अगर २० श्रतिशत 
भत्ते से उन्हें संतोष न हो तो उनको रुखसत दे दी जाय । 
बुनकरों को संतोष न हुआ, वे बाहर निकल आये, ओर मालिकों 
का  लाक आउट ? झुरू हुआ । मजदूर पक्ष के पंचों ने जब अपनी 
ज़िम्मेदारी का विचार किया, तो वे इस नतीजे पर पहुँचे कि 
उन्हें मज़दूरों को कुछ न कुछ सलाह तो देनी ही चाहिए ओर 
उनको यह भी बताना चाहिए कि वे उचित रूप से कितना इज़ाफ़ा 
मांग सकते हैं । अतः इस सम्बन्ध में उन्होंने चर्चा चलाई, 
मालिकों ओर भज्दूरों के हित का विचार किया, आसपास की 
परिस्थिति की जाँच की, और यह तय किया कि ३५ फ़ीसदी इज़ाफ़े 
की माँग उचित है, अतएव मज़दूरों को इतना इज़ाफ़ा माँगने की 
सलाह देनी चाहिए । मज़दूरों को यह सलाह देने से पहले उन्होंने. 
मालिकों को अपने इस निणय से सूचित किया और लिखा कि 
यदि उन्हें इसके विरोध में कुछ कहना हो, तो उस पर विचार 
किया जायगा । पर मालिकों ने इस संबंध में अपना कोई विचार 
प्रकट नहीं किया । मज्ञदूरों की अपनी माँग ५० प्रतिशत की थी; 
उसे कम करके उन्होंने ३५ प्रतिशत माँगने का निश्चय किया । 


मजदूरों की प्रतिज्ञा 
मज़दूरों ने नीचे लिखा निश्चय किया है: 
१. जुलाई के वेतत पर जबतक ३५ प्रतिशत इज्ञाफ़ा न॑ 
मिकेगा, वे काम पर न जायेंगे । 


प्ण्‌ षखु 


२. छोंक आउट के दिनों में किसी भी प्रकार का उपद्रव न 
करेंगे, मारपीठ से बचेंगे, छटपाठ से दूर रहेंगे, मालिकों की 
सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचायेंगे, गालीगलोज से बचेंगे और 
शान्तिपूवक रहेंगे । मज़दूर अपनी इस प्रतिज्ञा को किस प्रकार 
पूर्ण कर सकते हैं, इसका विचार पत्रिका के अगले अंक में किया 
जायगा । 


मज़दूरों को मेरी सलाह है कि उन्हें जो कुछ भी ऋहना 
' हो, वे किसी सी समय मेरे बंगले पर आकर मुझसे कह 
सकते हैं । । 

चर 


कल के अंक में हम देख चुके हैं कि मज़दूरों की प्रतिज्ञा 
क्या है । अब हमें यह देखना है कि उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे 
किया जाय । हम जानते हैं कि मालिकों के पास करोड़ों रुपये 
हैं, ओर मज्द्रों के पास कुछ भी नहीं । यद्यपि मज़ढरों के पास" 
पैसा नहीं है, तो भी उनके पास काम कर सकने योग्य हाथ पेर 
हैं । ओर, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं, जहाँ मज़दूरों के 
बिना काम चल सकता हो । इसलिए अगर मज़दूर समझ ले, तो 
उसे सहज ही पता चल जाय कि सच्ची सत्ता तो उसीको है । बिना 
मज़दूर के पैसा असहाय-सा बन जाता है | अगर मज़दूर इस 
बात को समझ जाय, तो उसे यह विश्वास भी हो जाय कि विजय 
उसीकी होगी । लेकिन इस तरह की सत्ता धारण करनेवाले मज़दूर 
में कुछ गुण होने चाहिएँ । अगर उसके पास थ गुण नहीं हैं, 
तो वह कुछ कर नहीं सकता | अब हम देखें कि ये गुण क्‍या 
हो सकते हैँ । 


प्‌ ८ 


३१. मज़दूर को सत्यवादी होना चाहिए । उसके लिए झूठ: 
बोलने का कोई कारण ही नहीं रहता । लेकिन अगर वह झूठ. 
बोलता है तो उसे मुँहमाँगी मक्षद्री नहीं मिल सकती । सच 
बोलनेवाला हमेशा अपनी बात पर क्रायम रहता है, और जो 
अपनी बात पर क़ायम रहता है, वह कमी हारता नहीं । 

२, हरएक में हिम्मत होनी चाहिए । “मेरी नोकरी गई, 
अब मेरा क्या होगा ?” इस तरह की झूठी दहशत के कारण 
हममें से कहयों को हमेशा गुलामी करनी पड़ती है । 

३. हममें न्यायबुद्धि होनी चाहिए। अगर हम अपनी 
योग्यता से अधिक माँगेंगे, तो हमें बहुत थोड़े मालिक मिलेंगे, 
ओर शायद न भी मिर्ले। हमने अपनी इस छड़ाई में जिस इज़ाफ़े 
की माँग की है, वह मुनासिब ही है, इसलिए हमें विश्वास रखना 
चाहिए कि देर में या जल्दी ही हमें इन्साफ़ मिलेगा ओऔर ज़रूर 
मिलेगा । | 

४. मालिकों पर हमें किसी तरह की नाराज़्ी न रखनी 
चाहिए, ओर न उनके लिए दिल में दुश्मनी के कोई खयाल आने 
देने चाहिएँ । आखिर हमें नोकरी तो उन्हीं के यहाँ करनी है + 
ग़लती हरएक आदमी से होती है । हमारा अपना ख़याल है कि. 
माँगा हुआ इक्षाफ़ा न देकर मिलमालिक ग़ल्ती कर रहे हैं । 
अगर हम अन्ततक अपनी टेक पर सचाई के साथ क्रायम रहें, 
तो मालिक अपनी भूल ज़रूर सुधार छेंगे । इस समय तो वे 
गुस्से में हें । उनके दिल में यह शक भी पेंदा हो चुका है कि. 
अगर वे आज मज़दूरों की माँगे मंजूर कर छेंगे तों फिर मज्जञदूर 
उन्हें हमेशा परेशान किया करेंगे । इस शक को मिठाने के लिए 
हमें अपने आचरण द्वारा मालिकों को अधिक से अधिक विश्वास 


णु ९ 


पदिलाना चाहिए । इस सम्बन्ध में हमारा पहला काम तो यह होना 
' चाहिए कि हम उन्हें अपना दुश्मन न समझे । 

५. हरएक मज़दूर को यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए 
कि इस जंगी लड़ाई में मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा । 
लेकिन जो सुसीबतें जानबूम कर उठाई जाती हैं, वे अन्त में 
सुख देनेवाली होती हैं । यह दुःख की बात है कि हमें पेटभर 
खाने को भी नहीं मिलता । फिर भी अपनी नासमझ के कारण 
हम इस दुःख को सहते हैं, और जैसे-तैसे क्षिन्दगी के दिन बिता 
देते हैं । इस दुःख को मिंठाने के छिए हमने एक तरीक़ा 
अख्तियार किया है: हम मालिकों के सामने अपनी यह माँग 
पेश कर चुके हैं, कि जो इज्ञाफ़ा हम चाहते हैं, उसके बिना 
इस अपना पेट भर्ी-भाँति पाल नहीं सकते । अगर रोजन्रोज्ञ की 
इस भूख को मिठाने के लिए माँगा हुआ इज़ाफ़ा हमें न मिले, 
तो हमें जानबूझकर आज ही भूख के दुश्ख को सह छेना 
चाहिए । आखिर मालिक भी कबतक कठोर बने रहेंगे १ 

६. आखिरी बात यह है कि ग्ररीबों का रक्षक भगवान 
है । हमें समझ लेना चाहिए कि तद॒बीर करना हमारा काम, है, 
फल हमें अपनी तक़दीर के अनुसार मिल ही जायगा। यह समझ- 
कर हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और जब तक हमारी 
दरखास्त मंजर नहीं होती, हमें शान्तिपृबक अपनी बात पर मज़बूती 
के साथ डटे रहना चाहिए ।.. 

जी मज़दूर इस तरह का आचरण करेंगे, उन्हें अपनी 
प्रतिज्ञा के पालन में कभी कठिनाई न आयेगी । 

लॉक आउट के दिनों में मज़दूर अपना समय किस प्रकार 
बितायें, इसका विचार कल की पत्रिका में किया जायगा । 


६ च् 


ईे 
हमने मज़दूरों की प्रतिज्ञा पर लिखा ओर यह भी सोच. 


लिया कि वह प्रतिज्ञा किस प्रकार पाली जाय । अब आज हम 
यह देखें कि मजदूर लेक आउट के दिनों में अपना समय किस: 
प्रकार बितायें । कहावत है कि बेकार के सिर पंर शैतान सवार 
रहता है । इसलिए अहमदाबाद में दस हज़ार आदमियों का बेकार 
रहना कभी अच्छा हो ही नहीं सकता । हम जो कुछ चाहते हैं, 
उसे पाने के लिए आज की चर्चा का विषय बहुत ही महत्त्व का 
है । समय के सदुपयोग की चर्चा करने से पहले यह बता देना 
जरूरी है कि बेकारी के इन दिनों में मजदूरों को क्या-क्या 
नहीं करना चाहिए : 

१, जुआ खेलने में समय न गंवाना चाहिए । 

२. दिन में सोकर समय न खोना चाहिए । 

३. सारा दिन मिलमालिकों की और लॉक आउट की हीः 
बातें करने में समय न बिताना चाहिए । 

, ४. कइयों को चाय की दूकानों में जाकर बैठने, वहाँ फ़जूल 
की गपदशप लड़ाने ओर अनावश्यक चीजें खाने-पीने की आदत 
पड़ जाती है । मज़दूरों को ऐसे स्थानों का बिलकुल त्याग करना 
चाहिए । | 

५. जबतक लेक आउट ज्ञारी है, मज्ञदूरों को मिलों में 
न जाना चाहिए । | 


अब हम देखे कि हमें क्‍या करना चाहिए 


१, बहुतेरे मज़दूरों के घर और उनके घर के आस-पास 
की जगह गन्दी पाई जाती है। काम के दिनों. में। आदमी इन 


६१ 


बातों की ओर ध्यान॑ नहीं दे सकता। अब चूँकि छाज़िमी तौर पर 
घर रहने का मौक़ा मिला है, मजदूर अपना कुछ समय अपने 
घर और आँगन की सफ़ाई में ओर घरों की मरम्मत करने में 
बिता सकते हैं । 

२. जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें पुस्तकें पढ़ने ओर अपना अभ्यास 
बढ़ाने में समय बिताना चाहिए । थे अनपढ़ों को पढ़ा भी सकते 
हैं.। इस तरह मज़दूर एक-दूसरे की मदद करना सीख सकेंगे । 
जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, उनको चाहिए कि वे दादाभाई 
पुस्तकालय और वाचनालय में, अथवा ऐसी दूसरी संस्थाओं में, 
जहाँ मुफ्त में पढ़ने को मिलता है, जायें और वहाँ अपना समय 
बितायें । 

2३. जिन्हें छोटी-मोटी दस्तकारियों का ज्ञान है, यानी जो 
दर्ज़ी का, बढ़ई का या नकक्‍काशी वग्गेरा का नफ़ीस का काम जानते 
हैं, वे खुद अपने लिए काम तक़ाश कर सकते हैं, और न 
सिलने पर हमसे भी इसमें सदद ले सकते हैं । 

४. जिस धन्धे से आदमी की अपनी जीविका चलती है, 
उसके सिवा भी उसे किसी दूसरे धन्धे का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त 
'कर लेना चाहिए। इस तरह मज़दूर चाहें, तो कुछ नये और 
आसान धन्धों को सीखने में भी वे अपना समय बिता सकते हैं, 
और इस काम में भी वे हमसे मदद पा सकते हैं । 

हिन्दुस्तान में एक धन्धा करनेवाला आदमी दूसरे धन्धे को 
अपनाने में हीनता का अनुभव करता है; कुछ धन्धे यहाँ अपने 
आप में हलके माने जाते हैं । ये दोनों विचार ग़रूत हैं । जिन 
धन्धों की आदमी को अपने जीवन के लिए ज़रूरत है, उन 
घन्‍्धों में नीच-ऊँच का कोई भेद होता ही नहीं । इसी तरह 


श्र 


अपने जाने हुए धन्धे के सिवा दूसरा धन्धा करने में भी शर्म की 
कोई बात नहीं । हम मानते हैं कि कपड़ा बुनने, पत्थर फोड़ने, 
लकड़ी काटने या चीरने, अथवा खेतों में मज़दूरी वगरा करने के 
सभी धन्धे ज़रूरी हैं, और सम्मान योग्य हैं । अतएव आशा 
की जाती है कि मज़दूर निकम्मे बेठकर वक्त गंवाने के बदले 
ऊपर लिखे अच्छे कामों में लगकर अपना समय बितायेंगे । 

मज़दूरों के कत्तेव्यों का विचार करने के बाद अब यह 
बता देना मी ज़रूरी है कि मज़दूर मुझसे क्या आशा रख सकते 
हैं । अगली पत्रिका में हम इसीका विचार करेंगे । 

" 8 

हमने यह तो देख लिया कि मज़दूर अपनी प्रतिज्ञा किस 
तरह पालें ओर लॉक आउट के दिनों में अपना समय किस प्रकार 
बितायें । अब इस पत्रिका में यह बताना है कि हम उनकी क्या 
मदद करेंगे। मज्ञदूरो को हमारी प्रतिज्ञा जानने का अधिकार है । 
ओर हमारा कत्तेव्य है कि हम उन्हें अपनी प्रतिज्ञा बतायें । 
पहले हम यह देख लें कि हमसे क्‍या नहीं हो सकेगा: 

१. हम मज़दूरों को उनकी किसी घुराई में मदद नहों 
'पहुँचायेंगे । 

२. अगर मजदूर कोई बुरा रास्ता पकड़त हैं, उचित से 
अधिक माँगते हैं, या किसी भी तरह का उपद्रव करते हैं, ता 
हमारा कत्तंव्य हो जाता है कि हम उनका त्याग करें, ओर उनकों 
मदद पहुँचाना बन्द कर दें । 

३. हम मालिकों की बुराई कभी चाह नहीं सकते; हमारे 
प्रत्येक कार्य में उनके हित का विचार भी रहता ही है। 
मालिकों के हिंत की रक्षा करके हम मजदूरों का हित साथधेंग । 


रे 


ईडि 


अब हम क्‍या करेंगे सो देखिये: 

१, मजदूरों ने जैसा सुन्दर व्यवहार आजतक किया है, 
वैसा ही जबतक वे क़ायम रखेंगे, हम बराबर उनका साथ देंगे । 

२, उन्हें ३५ फ़ीसदी की बढ़ोती दिलाने के लिए हम 
अपनी शक्तिभर कोशिश करेंगे । 

३. .फ़िलहाल तो हम मालिकों से ही प्राथना कर रहे हैं । 
सर्वेताधारण की सहानुभूति प्राप्त करने ओर लोकमत को जगाने 
की कोशिश अभी हमने की नहीं है | लेकिन अवसर आने पर 
हम सारे हिन्दुस्तान के सामने मज़दूरों की स्थिति रखने को तैयार 
हैं, और हमें आशा है कि हम आम जनता की सहानुभूति अपनी 
ओर आकर्षित कर सकेंगे । ह 

४. जबतक मज़दूरों को उनका अधिकार प्राप्त न हो जायगा, 
हम चैन नहीं लेंगे । 

५. मज़दूरों की आर्थिक, नेतिक और शिक्षा-संबंधी स्थिति 
को जानने का ग्रयत्न हम कर रहे हैं । हम उन्हें यह बताने की 
कोशिश करेंगे कि उनकी माली द्वालत कैसे सुधरे; उनमें नेतिकता 
का विकास किस प्रकार हो; अगर वे गनन्‍्दे रहते हैं, तो उनमें 
सफ़ाई का खयाल कैसे पेंदा हो, और अगर वे अज्ञान हैं, तो उन्हें 
ज्ञान केसे मिले । हम इसके लिए हरतरह की मेहनत करेंगे, तरह- 
तरह के ज़रूरी उपाय सोचेंगे ओर जितना हो सकेगा, प्रबंध 
करेंगे । 

६. इस लड़ाई में जिनको परिस्थितिवश भूखों मरना पड़ेगा, 
या काम न मिल सकने के कारण बेकार रहना पड़ेगा, उनको 
खिलाकर हम खायेंगे और ओडढ़ाकर हम ओंढ़ेंगे । | 


ध् 


७. बीमार मज़दूरों की सार-संभाल करेंगे: डॉक्टरों और 
वेदों की मदद छेंगे । 

८. हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर इस काम में पढ़े 
हैं । हम मज़दूरों की माँग को बिलकुल उचित समझते हैं ओर 
मानते हैं कि उसकी पूति करने से मालिकों का कोई नुकसान नहीं, 
बल्कि अन्त में लाभ ही होगा । इसीलिए हमने इस काम को 
अपने हाथ में लिया है । 

अगले अंक में हम सालिकों की स्थिति का विचार करेंगे। 

८, 


हम अपनी स्थिति का विचार कर चुके । मालिकों की 
स्थिति पर विचार करना कठिन है । ' 


मजदूरों की हलचल के दो परिणाम हो सकते हैं: 
१. मक़दूरों को ३५ प्रतिशत इज़ाफ़ा मिले । 
२. मज़दूरों को बिना इज़ाफ़े के काम पर जाना पड़े । 


बढ़ा हुआ पगार मिलने से मज़दूरों का कल्याण होगा, और 
मालिकों को यश मिंढेया । अगर भज़दूरों को बिना इज़ाफ़े के 
काम पर जाना पड़ा, तो वे बुज़दिक और गुलाम बनकर मालिकों 
की दरण जायेंगे । अतएव बढ़ा हुआ भत्ता या इज़ाफ़ा मिलने 
से दोनों दलों को लाभ होगा । मज़दूरों के लिए उनकी हार 
बहुत हानिकर होगी । 


मालिकों की हलचल के भी दो परिणाम हो सकते हैं: 


१. मालिक मज़दूरों को इज़ाफ़ा दें । 
२. मालिक मछदूरों को इज्ाफ़ा न दें । 


६५ 


अगर मालिक मज्जदूरों को इज्ञाफ़ा देंगे, तो मज़दूर सन्तुष्ट 
होंगे, उन्हें न्याय मिलेगा । मालिकों को डर है कि मज़दूरों को 
मुँहमाँगा देने से वे उद्धत बन जायेंगे । यह डर बेबुनियाद है । 
मुमकिन है कि मज़दूर आज दब जायेँ, पर यह नाम्रमकिन नहीं 
कि ने मोक़ा पाकर फिर सिर उठायें। यह भी मुमकिन है कि 
दबे हुए मज़दूर मन में दुश्मनी रक्‍खें । दुनिया का इतिहास कहता 
है कि जहाँ जहां मज़दूर दबाये गये हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने मोक़ा 
पाकर मुखालिफ़त की है। मालिकों का खयाल है कि भज़ञदूरों की 
माँग को मंजूर कर लेने से उन पर उनके सलाहकारों का प्रभाव 
बढ़ जायगा । अगर सलाहकारों की दलीलें सब हैं, ओर वे 
मेहनती हैं, तो मज्ञदूर हारें या जीतें, वे अपने सलाहकारों को 
न छोड़ेंगे; इससे भी बढ़कर ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि 
सलाहकार कभी मज़दरों को न छोड़ेंगे । जिन्होंने सेवाघर्म को 
अँगीकार किया है, वे तो अपने उस धर्म को सामनेवालों का 
. विरोध होने पर भी न तजेंगे। ज्यों-ज्यों वे निराश होंगे, त्यॉ-त्यों 
अधिक सेवापरायण बनते जायँगे । अतएव मालिक कितनी ही 
कोशिश क्यों न करें, वे सलाहकारों को मजदूरों के सम्पर्क से 
दूर नहीं रख सकेंगे | ऐसी दशा में मज़दूरों को हराकर वे क्‍या 
पायेंगे ? मज़दूरों के असन्तोष को छोड़ ओर कुछ उनके पक्के न 
पड़ेगा । दबे हुए मज़दूरों को मालिक हमेशा शक की निगाह. से 
देखेंगे । 

मज़दूरों को मुँहमाँगा इज़ाफ़ा देकर मालिक उन्हें खुश 
कर सकेंगे । अगर मज़दूर अपने कतेव्य में चूकेंगे, तो मालिक 
हमेशा उनके सलाहकारों की मदद पा सकेंगे, और इस समय . 
दोनों दलों की जो हानि हो रही है, उसे रोक सकेंगे । अगर 


६६ 


आदमी का या पंच का काम क्वचित्‌ ही पड़ता है। मालिक ओर 
नौकर अपने आपसी झगड़ों का फ़ैसला आपस में मिलकर कर 
लेते हैं । एक-दूसरे की ज़रूरत या गरज्ञ को देखकर तनख्वाह 
घटाने या बढ़ाने की कोई बात इसमें थी नहीं । नोकरों की कमी 
का खयाल रखकर न तो नौकर ज़्यादा तनख्वाह माँगते थे, ओर न 
नोकरों की विपुलता देखकर मालिक “पगार ” घटाते थे । इस 
नीति में आपस के सदभावों का, मर्यादा, विनय और प्रेम का, 
प्राधान्य रहता था, और यह धम अव्यावहारिक नहीं माना जाता 
था, बल्कि आमतोर पर सबके ऊपर इसकी सत्ता चलती थी । 
आज हमारे पास इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं कि 
इस शुद्ध न्याय के अनुसार चलनेवाली हमारी प्रजा के अन्दर अब तक 
सैकड़ों मगीरथ काम हो चुके हैं। यह पूव का अथवा प्राचीन न्याय है। 

पर्चिम में आजक्रढ ठीक इससे उल्टा काम चल रहा है । 
कोई यह न सोचे कि वहाँ के सब लोगों को यह आधुनिक न्याय 
पसन्द है । पश्चिम में ऐसे बहुतेरे साधु पुरुष पड़े हैं, जो प्राचीन 
नीति को अपनाकर निदोष भाव से अपना जीवन बिताते हैं । 
फिर भी पश्चिम की खास हलचलों में आजकल दया-माया को 
कोई स्थान नहीं है । अगर मालिक अपना सुभीता देखकर वेतन 
की नीति ठहराता है, तो वह न्याय्य माना जाता है । नोकर की 
ज़रूरतों का विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं मानी 
जाती । इसी तरह मज़दूर भी अपनी इच्छानुसार मालिक के धन्‍्धे 
का विचार किये बिना तनख्वाह माँग सकता है, ओर वह न्यायोचित 
माना जाता है । वहाँ न्याय यह है कि सब अपनी-अपनी फ़िकर 
कर लें; दूसरा कोई किसीकी फ़िकर करने को बँघा हुआ नहीं है। 
इसी नीति के अनुसार यूरोप में आजकल यह लड़ाई चल रही 


ध्द 


है । दुश्मन को किसी भी तरह दबाने में मर्यादा की कोई ज़रूरत 
नहीं समझी जाती । पुराने क्षमाने में भी ऐसी छड़ाइयाँ तो 
हुईं होंगी । लेकिन उसमें प्रजा शरीक नहीं होती थी । इंष्ट यह 
है कि हम हिन्दुस्तान में इस अघोर न्याय को न अपनायें । जिस 
दिन अपने बल के बूते, मालिकों का विचार किये बिना, मज़दूर 
अपनी माँगें पेश करेंगे, उस दिन माना जायगा कि उन्होंने आधुनिक 
राक्षती न्याय को अपनाया है । मज़दूरों के मुक़ाबिले में मालिकों 
का संगठन चींटियों के खिलाफ़ हाथियों का दल खड़ा करने के 
समान है । अगर मालिक धरम का विचार करें, तो उन्हें मन्दूरों 
का विरोध करते हुए काँपना चाहिए। हमारी जान में पहले 
हिन्दुस्तान में लोगों ने कभी ज्ञानपूवक इस तरह का न्याय अपनाया 
नहीं था कि मजदूरों की भूख मालिकों का सुख है । न्याय वही 
हो सकता है, जिससे किसीका कभी कोई नुकसान न हो । हमें 
दृढ़ आशा है कि गौरवशाली गुजरात की इस राजधानी के श्रावक 
अथवा वेष्णवर्धर्मी मालिक मन्नदूरों को झुकाने में या हठपूर्वक 
उन्हें कम पगार देने में कभी अपनी जीत न समझेंगे । हमें 
विश्वास है कि पश्चिम का यह बवण्डर जितनी तेज्ञी से उठा है, 
उतनी ही तेज्ञी से बैठ भी जायगा । वह बैठे या न बेठे, हम 
अपने भज़दूरों को आज परिचम की इस प्रत्ृत्ति का पाठ पढ़ाना 
नहीं चाहते । हम तो .डनसे अपने देश का पुराना न्याय, जेसा 
हमने उसे जाना और समझा है, पालना ओर पलवाना चाहते हैं, 
और उनके अधिकार को सिद्ध करने में उनकी मदद करने के 
इच्छुक हैं । 


इस परिचमी न्याय के कुछ बुरे परिणामों के उदाहरणों पर 
हम अगले अंक में विचार करेंगे । 


धप, 


७ 

दक्षिण आफ्रिका एक महान्‌ अंग्रेज्ञी उपनिवेश है । कोई 
चार सौ वर्षों से वहाँ अंग्रेजों की बस्ती है । उन्हें स्वराज्य का 
अधिकार प्राप्त है । वहाँ की रेलवे में बहुतेरे गोरे मद्जदूर काम करते 
हैं । इन मजदूरों के साथ वेतन-संबंधी कुछ अन्याय हो रहा था। 
इस पर मसज़दूरों ने केवल अपने वेतन का विचार करने के बदले 
समूची राज्यसत्ता हथियाने का विचार किया । यह अन्याय था, 
राक्षती न्याय था । इसके परिणाम स्वरूप सरकार ओर मज़दूरों के 
बीच कठ्ठता बढ़ी ओर दक्षिण आफ्रिका में चहुँ ओर भय छा 
गया । उन दिनों वहाँ कोई भी अपने को सुरक्षित न समझता 
था । आखिर दिन-दहाड़े दोनों दलों के बीच मार-काट मची, 
अनेक निर्दोष मनुष्य मारे गये । सारा प्रदेश फ़ोजी सिपाहियों से 
घिर गया । दोनों दलों का काफ़ी नुकसान हुआ । दोनों का 
इरादा एक-दूसरे को हराने का था । शुद्ध न्याय की किसीको 
पर्वाह न थी । दोनों एक-दूसरे की चर्चा बढ़ा-चढ़ाकर करते थे । 
किसीकों आपसी सद्भाव की चिन्ता न थी । 

जब यह सब हो रहा था, तभी हमारे मज़दूर वहाँ शुद्ध 
न्याय का पालन कर रहे थे। जब गोरों की यह हड़ताल हुई, 
२०,००० भारतीय मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। हम वहां 
की सरकार से शुद्ध न्याय के लिए लड़ रहे थे। सत्याग्रह हमारे 
मज़दूरों का हथियार था। उन्हें सरकार से कोई दुश्सनी न थी, 
वे सरकार का अनिष्ट भी नहीं चाहते थे, न सरकार को पदश्रष्ट 
करने का कोई लोभ उनके सामने था। गोरे मज़दूर उनकी इस 
हड़ताल से छाभ उठाना चाहते थे। पर हमारे मज़दूरों ने साफ़ 
इनकार कर दिया। उन्होंने कहा : “ हमारी लड़ाई सत्याग्रह की लड़ाई 


२9५० 


है। हम सरकार को परेशान करने के लिए नहीं लड़ रहे। इस- 
लिए जब तक आप लड़ते हैं, हम अपनी लड़ाई भुल्तवी 
रक्खेंगे। ” यों कहकर हमारे मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी। इसे हम 
शुद्ध न्याय कह सक़ते हैं। आखिर हमारे मज़दूरों की जीत हुईं, 
और उससे सरकार का भी नाम हुआ; क्योंकि हमारी माँग को मंजूर 
करने में न्याय था । हमारे मजदूरों ने सहानुभूति से काम लिया; विपक्षी 
के संकद को अपने लाभ का अवसर न माना। लड़ाई के अन्त में 
सरकार और प्रजा के बीच शत्रुता बढ़ने के बदले मित्रता बढ़ी, प्रेम 
बढ़ा, ओर हमारे मान की बृद्धि हुई। इस त्रकार शुद्ध न्याय के साथ 
लड़ी जानेवाली लड़ाई दोनों पक्षों के लिए लाभदायक साबित होती है । 

इसी प्रकार यदि हम न्यायपूवक अपनी लड़ाई का संचालन 
करेंगे, मालिकों से शत्रुता न रक्खेंगे और सदा सचाई पर क्रायम 
रहेंगे, तो न सिफ़े हम जीतेंगे, बल्कि मालिकों और मभज्ञद्रों के 
बीच प्रेम की बृद्धि होगी। 

ऊपर के उदाहरण से जो दूसरी चीज़ हमें मिंलती है, वह 
यह है, कि सत्याग्रह के लिए दोनों पक्षों का सत्याग्रही होना ज़रूरी 
नहीं है। यदि एक पक्ष सत्याग्रही बना रहे, तो अन्त में विजय 
सत्याग्रह की ही होती है। जो शुरू में विषाक्त होकर लड़ता 
है, उसका विषेलापन भी सामने से विष न मिलने के कारण नष्ट 
: हो जाता है। जब आदमी हवा में अपनी ताक़त आज़माना चाहता 
है, तो उसकी सारी ताक़त हवा हो जाती है । इसी तरह जहर 
तमी बढ़ता है, जब सामने ते भी उसे ज्ञहर मिलता है। 

अतएव अब हम इस बात को भलीभौति समझ सकते हैं 
कि अगर हम दृलतापूवक लड़ेंगे और हिम्मत न हारेंगे, तो अन्त 
में जीत हमारी ही होगी । 


७१ 


अगली पत्रिका में हम कुछ सत्याग्रह्दियों के दृश्तों का 

विचार करेंगे। 
८ 

इस अंक में हम संसार्रसिद्ध सत्याग्रहियों का वणन नहीं 
करेंगे, बल्कि यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे-आपके जैसे 
आदमी भी कितने दुःख उठा सके हैँ। यह हमारे लिए अधिक 
लाभदायक होगा, ओर हमें अधिक दृढ़ बना सकेगा। हज़रत इमाम 
हसन ओर हुसेन अपने ज्षमाने के बड़े धीर-वीर सत्याग्रही हो चुके 
हैं। हम उनके नाम की पूजा करते हैं, लेकिन उनके स्मरण से 
सत्याग्रही नहीं बनते। हम सोचते हैं, कि उनकी ताक़त का हमारी 
ताक़त से मुक़ाबला क्‍या? ऐसा ही स्मरण करने योग्य नाम भक्त 
प्रहलाद का है। लेकिन हम अकसर यह सोचकंर रह जाते हैं कि 
उनकी-सी भक्ति, वेसी दृढ़ता, वह सत्य ओर शौये हम कहाँ से 
लायें / फलत: हम जेसे थे, बेसे ही बने रहते हैं । इसलिए आज 
हम यह देखें कि हमारे-आपके जेसे आदमियों ने क्‍या किया था। 
हरबतसिंह ऐसा ही एक सत्याग्रही था। वह ७५ वर्ष का एक बूढ़ा 
आदमी था। वह सात रुपये माहवार पर पाँच साल के लिए बँघ 
कर दक्षिण आफ्रिका के खेतों में मज़दूरी करने पहुँचा था। पत्रिका 
के पिछले अंक में २०,००० भारतीयों की जिस हड़ताल का ज़िक्र 
आया है, उसमें हरबतसिंह भी शरीक हुआ था । कुछ हड़ताली 
क़ैद कर लिये गये थे, जिनमें बूढ़ा हरबतसिंह सी था । उसके 
साथियों ने उसे समझाया। कहा: “ बाबा, दुःख के इस दरिया में 
पड़ना तुम्हारा काम नहीं है। तुम जेल के ,लायक़ नहीं हो। 
अगर तुम इस लड़ाई में शामिल न भी हुए तो कोई .तुम्दारी 
तरफ़ मअँगुली नहीं उठा सकेगा।” जवाब में हरबतसिंह ने कहा: 


७२ 


* जब आप सब अपने सम्मान के लिए इतना दुःख उठा रहे हैं, 
तब अकेला में ही बाहर रहकर क्या करूँ? में इस जेलखाने में 
मर भी जाऊं तो क्या बुरा है?” ओर सचमुच हरबतसिंह डसी 
जेलखाने में मर्र और अमर हो गया। वह जेल के बाहर मरता 
तो कोई उसका नाम भी न छेता। चूँकि वह जेल के अन्दर मरा 
था, इसलिए देशवासियों ने जेलवालों से उसकी लाश माँगी और 
सेकड़ों हिन्दुस्तानी उसकी लाश के पीछे स्मशान तक गये। 

हरबतसिंह की तरह ही ट्रान्सवाल के व्यापारी अहमद 
महमद काछलिया का नाम भी स्मरणीय है। ईश्वर की दया से वे 
अभी जीवित हैं, ओर हिंदुस्तानियों को संगठित रखकर उनकी 
प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। वे दक्षिण आफ़रिका में रहते हैँ । जिस 
लड़ाई में हरबतसिंह ने अपने प्राण दिये, उसीमें सेठ अहमद 
महमद काछलिया कह बार जेल गये। अपना सारा व्यापार उन्होंने 
नष्ट होने दिया। आजकल वे ग़रीबी से रहते हैं, फिर भी वहाँ 
. सब कोई उनका मान करते हैं। अनेक संकट सहकर भी वे अपनी 
टेक पर डटे रहे हैं । द 

जिस प्रकार एक बूढ़ा मज़दूर और अधेड उमर के एक 
प्रसिद्ध व्यापारी अपनी टेक के लिए जूझे और अनेक कषों में से 
' गुज़्रे, उसी प्रकार सतन्नह वष की एक नौजवान: कुमारिका ने भी 
सब संकट सहे । नाम उसका वालियामा था। वह भी इस लड़ाई 
में क़ोम की टेक के खातिर जेल गई थी। जेल जाते समय वह 
बीमार थी। उसे बुखार आता था। जेल में बुखार बढ़ गया। 
जेलर ने उससे जेल छोड़ देने को कहा । वालियामा ने जेल 
छोड़ने से इनकार किया, और दृढ़तापूवक जेल की मीयाद पूरी की। 
जेल से रिहा होने के चोथे या पाँचवें दिन वह मर गई । 


७३ 


इन तीनों का यह शुद्ध सत्याग्रह था। तीनों ने दुःख सहे, 
तीनों जेल गये ओर अन्त तक अपनी टेक पर क्रायम रहे । 
हमारे सामने तो ऐसा कोई संकट नहीं है। हमें अपनी प्रतिज्ञा 
को निबाहने के लिए अधिक से अधिक जो सहन करना है, वह 
तो यही कि हम अपने मोजशोक़ को कुछ कम करें ओर अबतक 
जो तनख्वाह हमें मिलती थी, उसके बिना जसे-तेसे अपना काम 
चलावें । यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो काम इस ज़माने 
में हमारे ही भाई-बहन कर सके हैं, वेसा ही कुछ करना हमारे 
लिए कठिन न होना चाहिए । 

इसका थोड़ा अधिक विचार हम अगले अक में करेंगे। 

९, 

कल हम तीन सत्याग्रहियों के दृशन्तों का विचार कर चुके 
हैं । लेकिन इसका. यह मतलब नहीं कि इस लड़ाई में सिफ़ तीन 
ही सत्याग्रही थे । २०,००० आदमी एक साथ बेकार हो गये 
थे, ओर उनकी बह बेकारी दस-बारह दिन में दूर नहीं हुईं थी । 
यह लड़ाई पूरे सात साल तक चली थी, और इतने समय तक 
सेकड़ों आदमियों ने डावाडोल स्थिति में रहकर अपनी टेक निभाई 
थी | क़रीब तीन महीनों तक २०,००० मज़दूर बिना घरबार, 
बिना पगार के रहे थे। कइयों ने अपने पास की थोड़ी बहुत सम्पत्ति 
बेच कर उससे अपना काम चलाया। उन्होंने अपनी झोंपडियाँ खाली 
कर दीं, ओढ़ने-बिछाने का सामान, चारपाई, और चौपाये वगेरह 
बेच डाले और कूच पर निकल पड़े । उनमें से सेकड़ों ने 
कई दिन तक बीस-बीस मील की मंक्िलें तय कीं ओर 
सिफ़ डेढ़ पाव आटे की रोटी और ढाई तोला चीनी पर अपने 
दिन गुज़ारे। उनमें हिन्दू सी थे, ओर मुसलमान भी थे। बंबई 


हा 


हक. 


की जुम्मा मसक़िद के मुअज्जम के फ़रज्ञंद (पुत्र) भी उनमें 
शामिल थे । उनका नास इमाम साहब अब्दुल क़ादर बावज़ीर है। 
जिन्होंने कभी मुसीबत का मुँह तक नहीं देखा था, उन्होंने जेल की 
मुसीबतें सहीं, ओर जेल के अन्द्र रहकर रास्तों की सफ़ाई करने, 
पत्थर तोड़ने वगेरह की मज्ञदूरी की, और महीनों तक बहुत ही 
सादा ओर नीरस खूराक पर रहे । आज उनके पास अपनी कहने 
को एक फूटी कौड़ी भी नहीं है । सूंरत जिले के दादामियाँ 
क्राज़ी भी ऐसे ही छोणों में थे। सन्नह साल से कम उम्र के 
नारायण और नागप्पन नामक दो मद्रासी बालकों ने इसी लड़ाई में , 
अपने प्राण खोये, उन्होंने धूप सहन की, लेकिन पीछे न हटे। 

हमें याद रखना चाहिए कि जिन स्रियों ने कभी मजदूरी 
नहीं की थी, वे इस लड़ाई में फेरीवाली बनकर घूमीं, ओर जेल 
में उन्होंने धोबिन का काम किया । ु 

इन उदाहरणों का विचार करते हुए ऐसा कौन मज़दूर हम- 
में होगा, जो अपनी टेक को निबाहने के लिए मामूली तकलीफ़ें 
उठाने को तेयार न हो !? 

हम देखते हैं कि मालिकों ने जो पर्चे निकाले हैं, उनमें 
क्रोध के आवेश में आकर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, जो अशोभन 
हैं; कुछ बातों को जान में या अनजान में बढ़ाकर लिखा है, 
ओर कुछ को तोड़-मरोड़ कर लिखा गया है । हम गुस्से का 
जवाब गुस्से से तो दे ही नहीं सकते । उनमें दी गई अनुचित 
बातों को सुधारना भी ठीक नहीं मालूम होता । उनके संबंध में 
सिर्फ़ यह कहना ही काफ़ी होगा कि उनमें दी गई बातों के चक्कर 
में न तो हम पड़ें, ओर न झल्कायें । मझदूरों के सलाहकारों के 
खिलाफ़ जो शिकायतें की गई हैं, वे अगर सच होंगी, तो यहां 


जज 


उनका जवाब देने से झूठ साबित न हो सकेंगी । हम जानते हैँ 
कि वे अनुचित हैं । यहां जवाब देकर उनके अनोचित्य को 
सिद्ध करने की अपेक्षा हम यह ठीक समज्ञते हैं कि हमारा भावी 
व्यवहार इसको सिद्ध करे । 

अगली पत्रिका में इस प्रइन पर कुछ ओर विचार करेंगे । 

१० 

अपनी इस स्थिति में ऊपर के सवाल का विचार करना 
बहुत झरूरी है । लॉक आउट ! को अभी क़रीब पंद्रह दिन हुए हैं, 
. इतने में कुछ लोग कहने लगे हैँ कि उनके पास खाने को नहीं 
हैं, कुछ कहते हैं कि वे मकान का किराया भी नहीं चुका सकते। 
बहुतेरे मजदूरों के घरों की हालत बहुत खराब पाई गई है । 
उनमें हवा और उजेले का अभाव रहता है । घर पुराने हो गये 
हैं । आसपास बहुत गन्दगी है । मज़दूरों के बदन पर साफ़ 
कपड़े भी नहीं पाये जाते | कुछ धोबी का खर्च न उठा सकने 
के कारण गन्दे कपड़े पहनते हैं, ओर कुछ कहते हैं कि वे साबुन 
का ख भी बरदाइत नहीं कर सकते । मज़दूरों के बालक मारे- 
मारे फिरते हैं । उन्हें अनपढ़ रहना पड़ता है । और कुछ मज्ञदूर 
तो अपने सुकुमार बालकों का कमाई के कामों में उपयोग करते 
हैं । यह घोर कंगालियत सचमुच शोकजनक है । अकेली ३५ 
टके की बढ़ोतरी इसका कोई इलाज नहीं । तनख्वाह दुगनी हो 
जाने पर भी, अगर दूसरे उपाय न किये जायें, तो संभव है कि 
'कंगालियत जेसी की तेसी बनी रहे | इस कंगालियत के अनेक 
कारण हैँ। आज हम उनमें से कुछ का विचार करेंगे। मज़दूरों को 
पूछने से पता चलता है कि जब उनका हाथ तंग होता है, वे 
फ़ी रुपया एक आने से लेकर चार आने तक का ब्याज हर महीने 


जद 


जे 


देते हैं । यह एक रोमांचकारी बात है। जो आदमी एक बार भी 
इस तरह का ब्याज देना क़बूल करता है, उसका इसके चंगुल 
से छूटना बहुत मुश्किक है | केसे, सो देखिये | सोलह रुपयों पर 
फ़ी रुपया एक आने के हिसाब से ब्याज के सोलह आने हुए + 
इतना ब्याज देनेवाला मूल धन के बराबर ब्याज एक बरस और 
चार महीने में दे चुकता है | यह ७५ ठके का ब्याज हुआ । 
जहाँ बारह से सोलह ठके का ब्याज देना भी मुश्किल माना जाता 
है, तहाँ ७५ ठके देनेवाला टिक केसे सकता है? फ़िर रुपये पर. 
चार आने का ब्याज देनेवाले की तो बात ही क्या? ऐसे आदमी 
को सोलह रुपये पर महीने में चार रुपये देने पड़ते हैं, और' 
चार महीनों में मूल धन के बराबर रकम दे देनी पड़ती है । यह 
३०० टठके का ब्याज हुआ । ऐसे छोग हमेशा कर में डूबे रहते 
हैं और कभी उससे उबर नहीं सकते। ब्याज की यह मार पेग्रम्बर 
महम्मद साहब ने बुरी तरह महसूस की थी, यही वजह है कि 
कुरान-ए-शरीफ़ में हमें सूद के बारे में सख्त आयतें पढ़ने को 
मिलती हैं । माह्म होता है कि इन्हीं कारणों से हिन्दू शाह्नरों में 
 द्ामदुप्पट * के न्याय को स्थान मिला होगा । अगर इस लड़ाई 
के सिलसिले में क्‍या हिन्दू ओर क्या मुसलमान सभी मज़दूर इतनी 
ऊँची दर का ब्याज न देने की प्रतिज्ञा कर लें, तो उनके सिर 
का बहुत बड़ा बोझ उतर जाय । बाँरह फ़ीसदी से क्यादा 
ब्याज किसीको नहीं देना चाहिए। कोई पूछेगा कि बात तो ठीक 
है, लेकिन जो रक़म ब्याज पर छी जा चुकी है, वह केसे लौटाई 
जाय ! वह तो अब जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है. । इसका 
अच्छे से अच्छा इलाज तो यही है कि मज़दूरों के बीच ऐसी 
समितियाँ खड़ी की जायें, जिनसे उन्हें परस्पर पेसे की भी मदद 


ही 


मिल सके । कुछ मज्ञदूरों की स्थिति ऐसी भी पाई गई है कि वे 
चाहें तो ब्याज के बोझ तले दबे हुए अपने भाईयों को उससमें 
से छुड़ा सकते हैं । बाहरवाले इसमें ज़्यादा दखल नहीं दे 
सकते । जिसे हम पर पूरा एतबार है, वही हमारी मदद कर 
सकता है। कैसे सी क्‍यों न हो, एक बार साहस के साथ मजदूरों 
को इंस महादुःख से छूटना चाहिए । ब्याज की ये भारी-भारी 
दरें गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है । दूसरे सब शायद 
इतने बड़े न हों। उनका विचार आगे करेंगे। 
श्श्‌ 

ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, मज्ञदूरों को गुमराह करने- 
बाल़ी पत्रिकार्यें भी निकलती जाती हैं । यह भी झुना गया है 
कि मंगलवार को लीक आउट खतम होगा, और जो मजदूर काम 
पर जायेंगे, उनसे कास लिया जायगा। इसके साथ यह भी सुनने 
में आया है कि पाँच था पाँच से अधिक मज़दूरों को अपने साथ 
लानेवाले मज़दूर को कुछ इनास भी दिया जायगा । इन दोनों 
हलचलों के खिलाफ़ हमें कुछ करना नहीं है। दूसरे आदससियों 
'को काम देकर मज्ञदूरों को फिरसे मिल में बुलाने का अधिकार 
मालिकों को है। छेकिन मजदूरों का फ़र्न क्या है?! भक्दूरों ने 
'कहा है कि २० टके का इज़ाफ़ा उनके लिए काफ़ी नहीं है। 
उन्होंने मालिकों को इसकी सूचना भी दी है। ३५ व्के से कम 
इज़ाफ़ा न लेने की प्रतिज्ञा भी वे कर चुके हैं। ऐसी हालत में 
कोई मज़दूर अपनी टेक, अपना नाम ओर अपनी मर्दानगी को छोड़े 
बिना तबतक वापस काम पर नहीं जा सकता, जबतक उसे ३५ 
टके का इज्ञाफ़ा न मिले । छेकिन मुमकिन है कि हरएक भज़दृर 
की यह टेक न हो। प्रत्येक मजदूर ने ऐसी श्तिज्ञा न भी की हो । 


८ 


कुछ मज़दूर गुजरात के बाहर के मी हैं । मुमकिन है कि वे हमारी 
शाम की सभाओं में न आते हों। अगर वे भी २० ठके का इज़ाफ़ा 
लेकर काम पर जाते हैं, तो हमें उस पर एतराज्ञ होना चाहिए । 
हमारा कत्तंव्य सिर्फ़ इतना ही है कि हम ऐसे अज्ञान मन्जदूरों का 
पता लगाकर उन्हें सच्ची हालत समझा दें । हममें से हरएक 
को याद रखना चाहिए कि हमारी ओर से इन छोगों पर भी 
किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। 

मंगलवार को यानी करू सुबह »| बजे हम अपने रोक्ष के 
मुकाम पर मिलेंगे। मालिकों की ओर से मिलें चलाने की जो 
लालच दी जा रही है, उसमें फँसने से बचने का अच्छे से 
अच्छा रास्ता यही है कि हरएक मज्ञदूर रोज़ सुबह ७॥ बजे 
सभा के मुक़ाम पर खुद हाजिर रहे, ओर जो लोग अबतक 
सभा में नहीं आये हैं, ऐसे अज्ञान ओर परदेशी मज़दूरों का पता 
लगाकर उन्हें सभा में आने को कहे ओर सभा में छावे। लालच 
के इन दिनों में सबके दिल में तरह-तरह के विचार उठेंगे । 
कामकाजी आदमी के लिए बेकार रहना बहुत दुःखदायक होता है। 
ऐसे सब लोगों को सभा में आने से कुछ थैय मिलेगा । जिन्हें 
अपनी शक्ति का खयाल रहता है, उनके लिए बेकारी का कोई 
सवाल नहीं रहता। दर असल मभज़दूर इतना अधिक स्वतंत्र है कि 
अगर उसे अपनी दशा का ठीक-ठीक भान हो जाय, तो नौकरी 
के जाने से वह ज़रा सी न घबराये । धनवान के धन का अन्त 
हो सकता है',, वह चुराया जा सकता है, बुरे कामें में खचे होने 
पर देखते-देखते नष्ट हो सकता है, और कभी अन्दाज़् की भूल 
के कारण धनवान को अपना दिवाला भी निकालना पड़ता है। 
लेकिन मज्ञदूर का घन अखूट है, उसे कोई छुरा नहीं सकता, 


७९ 


ब्का। 


और उस पर मनचाहा ब्याज हमेशा मिला करता है। उसके 
हाथ-पेर और मज़दूरी करने की उसकी शक्ति, उसकी एक 
अखूट पूँजी है। मेहनत पर जो महेनताना उसे मिलता है, वही 
उसका ब्याज है। यह एक सीधा-सच्चा न्याय है कि अधिक 
शक्ति का उपयोग करनेवाला मज़दूर आसानी से अधिक ब्याज 
कमा सकता है। हाँ, जो आलणसी है, उसे ज़रूर भूखों मरना पड़ता 
है। वह निराश भी होता है। उद्योगी को एक क्षण की भी चिन्ता 
करने का कोई कारण नहीं रहता। मंगलवार को सुबह सब ठीक 
समय पर सभा में आइये। सभा में आने से आप अपनी इस 
स्वतंत्रता का कुछ अधिक खयाल लेकर जा सकेंगे। 
१२ 

आज से नया अध्याय शुरू होता है । मालिकों ने लॉक आउट 
ख़त्म करने का निश्चय किया है ओर जो २० ठके का इज़ाफ़ा 
लेकर काम पर जाने को तैयार हैं, उन्हें छेने की इच्छा प्रकट की 
है। इसलिए आज से मालिकों के लेक आउट की जगह भद्ज़दूरों 
की हड़ताल शुरू होती है। मालिकों के इस निश्चय की आम सूचना 
आप सबने देखी है। उसमें वे लिखते हैं कि. बहुत से मज़दूर 
काम पर आने को तैयार हैं। मगर लॉक आउट के कारण वे काम 
पर आ नहीं सके थे। मजदूरों की रोज़-रोज़ होनेवाली समाओं और 
उनकी प्रतिज्ञा के साथ मालिकों को मिली हुई यह खबर मेल 
नहीं खाती। या तो मालिकों के पास पहुँची हुईं खबर सच है, 
या यह सच है कि मज़दूर रोज़-रोज़ सभाओं में हाज़िर होते हैं, 
और वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। प्रतिज्ञा करने से पहले 
मसज़दूरों ने आगा-पीछा सब सोच लिया” है, अतएवं अब उन्हें 
कितनी ही छालच क्‍यों नदी जाय, और केसरी ही मुसीबतें क्‍यों न 


दा 


उठानी पड़े, जब तक ३५ ठके का इज़ाफ़ा नहीं मिलता, वे काम 
पर नहीं छोट सकते। इसीमें उनका ईमान है। अगर वचन 
को लाखों के धन के साथ तोला जाय, तो उसमें वचन का 
पलड़ा ही भारी रहेगा। हमें विश्वास है कि मजदूर इस बात को 
कमी न भूलेंगे। अपने वचन पर डटे रहने के सिवा मजक्जदूरों के 
लिए उन्नति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और, हम तो 
मानते हैं कि अगर मिल्मालिक समझें, तो उनकी उन्नति भी 
मज़दूरों के प्रतिज्ञापालन ही में है। जो अपनी टेक को निबाह 
नहीं सकते, उन लोगों से काम लेकर आखिर मालिक, भी कोई 
फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। धार्मिक दृत्तिवाला मनुष्य दूसरे की 
प्रतिज्ञा को तुड़ाने में कभी रस नहीं लेता : कभी हाथ नहीं बँटाता। 
लेकिन आज मालिकों के कत्तव्य का विचार करने की फुरसत हमें 
नहीं है। वे अपना कत्तव्य समझते हैं। हम तो उनसे बिनती ही 
कर सकते हैं; लेकिन मज़दूरों को इस समय अपना कर्तव्य प्री तरह 
समझ लेने की ज़रूरत है। यह समय फिर लौटकर नहीं आयेगा। 

अब हम देखें कि मज़दूर अपनी श्रतिज्ञा का संग करके 
क्या पा सकेंगे। आजकल हिन्दुस्तान में ईमानदार आदमी को 
होशियारी के साथ काम करने पर बीस-पचीस रुपये कहीं भी 
मिल सकते हैं। अतएव मज़दूरों की बड़ी से बड़ी हानि तो 
यही हो सकती है कि मालिक हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दें, और 
उनको कहीं दूसरी जगह नौकरी करनी पड़े। समझदार मज़दूर 
को जान लेना चाहिए कि कुछ दिनों की कोशिश से वह कहीं 
भी नोकरी पा सकेगा। लेकिन हम मानते हैं कि मालिक इस 
आखिरी हद तक जाना नहीं चाहते हैँ। अगर भज़दूर अपनी टेक 
पर डटे रहेंगे, तो कठोर से कठोर दिल भी एक दिन पिघलेगा। 


८१ 
ए-६ 


। मुमकिन है कि ग़ेर-गुजराती मज़दूरों को (उत्तर भारत से 
और दक्षिण भारत से, यानी मद्रास से आये हुए मज्ञदूरों को) 
इस लड़ाई का पूरा ख़याल न हो। हम अपने सार्वजनिक कामों 
में हिन्दू, मुसलमान, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, वग्रेरा का कोई 
मेद नहीं रखते, न रखना चाहते हैं। हम सब एक ही हैं, अथवा 
एक होना चाहते हैं। अतएवं गुजरात के बाहर से आये हुए इन 
मज़दूरों को हमें सहानुभूतिपूनेक इस लड़ाई का मम समझाना चाहिए, 
और उनको यह जैँचाना चाहिए कि हमारे साथ रहने में उनका 
ओर दूसरे सबका भी हित है। 

१३ 

हमारे पास अफ़वाह आई है कि बहुतरे मज़दूर काम पर 
जाने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे मज़दूर उन्हें ज्ोरोजु ल्‍म के साथ, 
मार-पीट की धमकी देकर रोके हुए हैं । हरएक मज़दूर को हमारी 
यह प्रतिज्ञा याद रखनी चाहिए कि अगर मज़दूर दूसरों को दबाकर 
या धमकाकर काम पर जाने से रोकेंगे, तो हम उनकी मदद न 
कर सकेंगे । इस लड़ाई में जीत उसीकी होगी, जो अपनी ठेक 
पर अड़ा रहेगा । टेक किसीसे ज्ञबदस्ती पलवाई नहीं जा सकती । 
यह चीज्ञ ही ऐसी है कि ज्ञबदस्ती हो नहीं सकती । अपनी टेक 
पर क्रायम रहकर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं | जो आदमी 
मारे डर के कोई काम न करे, वह किस बल पर आगे बढ़ 
सकता है ? उसके पास तो छुछ रहता ही नहीं । अतएव हर 
मज़्दूर को यह याद रखना चाहिए कि वह किसी भी दूसरे 
मज़दूर पर किसी प्रकार का दबाव न डाले' | अगर दाबादूबी से 
काम लिया गया तो संभव है कि सारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाय 
और एकदम बेठ जाय । मजदूरों की लड़ाई का सारा दारोमदार 


८ रे 


उनकी माँग पर और उनके काय की न्यायोचितता पर है । अगर 
मांग अनुचित है, तो मज़दूर जीत नहीं सकते । माँग के डचित 
होने पर भी अगर उसको पाने के लिए अन्याय से काम लिया 
जाय, झूठ बोला जाय, दंगा-फ़साद किया जाय, दूसरों को दबाया 
जाय, आलस्य किया जाय, ओर फलतः संकट सहे जायें, तो भी 
वे जीत नहीं सकते । किसीको न दबाना और अपने गुज़्ारे के 
लिए आवश्यक मजदूरी करना, ये इस लड़ाह की बहुत ही ज्हरी 
शर्ते हैं । 
२४8 

जैसे धन धनवान का हथियार हे, बैसे ही 
मजदूरी मज्ञदूर का हथियार है | अगर घनवान अपने घन 
का उपयोग न करे, तो भूखों मरे । इसी तरह मज़दूर अपने 
धन को -- मजदूरी --- को काम में न छाये, वह मजदूरी न करे, 
तो उसे भूखों मरना पड़े । जो मज़दूरी नहीं करता, वह मज़दूर 
कैसा ? जो मज़दूर मजूरी करने में शरमाता है, उसे खाने का 
कोई अधिकार ही नहीं । इसलिए अगर मज़दूर इस महान्‌ लड़ाई 
में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो उन्हें भज्ञदूरी 
करना सीख लेना होगा । चन्दा इकट्ठा करके, ओर बेकार रहकर 
जो लोग चन्दे के पेसे से अपना पेट भरते हैं, उन्हें जीतने का 
कोई हक़ नहीं । मज़दूर यह लड़ाई अपनी टेक के लिए लड़ रहे 
हैं । कहना होगा कि जो बिना काम किये खाना चाहते हैँ, वे 
नहीं जानते कि टेक क्‍या चीज़ है । जो हयादार हें, और 
जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, वेही टेक निबाहते हैं | जो 
सावैजनिक चन्दों की रक़म से बिना हाथ-पेर हिलाये जीना चाहते 
हैं, उन्हें हयादार कोन कहेगा ? इसलिए हमारा फ़र् है कि हम 


4३ 


किसी न किसी तरह की मज़दूरी करके अपना निर्वाह करें । मजदूर 
' ,का मज़दूरी से जी चुराना, ऐसा ही है, जैसा शकर का मिठास 
छोड़ देना । 

यह लड़ाई सिर्फ़ ३५ टके की बढ़ोतरी पाने के लिए नहीं 
है, बल्कि यह साबित करने के लिए है कि मज़दूर अपने हक़ 
के लिए मुसीबतें उठाने को तेयार हैं | यह लड़ाई अपनी टेक 
पर क़ायम रहने की लड़ाई है । हम अपनी तरकक्‍क़ी के खयाल 
से, यानी अच्छे बनने के लिए, इसे चला रहे हैं । अगर हम 
सावेजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं, तो अच्छे बनने के बदले 
विगड़ते हैं । अतएवं हम किसी भी तरह सोचे, नतीजा यही 
निकलेगा कि हमें मज़दूरी करके ही अपना पोषण करना है । 
शीरीं के खातिर फ़रहाद ने पत्थर तोड़ थे । मज़दूरों की शीरीं 
उनकी टेक है, उसके लिए वे पत्थर क्यों न फोड़ें? सत्य के 
लिए हरिश्वन्द्र बिकि। अगर मज़दूरी करने में दुःख है, तो क्‍या 
अपने सत्य के लिए मक्दूर उतना दुःख न सहेंगे? टेक के 
खातिर हज़रत इमाम हसन और हुसेन ने बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें उठाई । 
हम अपनी टेक निबाहने के लिए क्‍यों न मरने को तेथार रहें ? 
हमें घर बठे पेसे मिलें, और उन पर हम लड़ें, तो यह कहना ही. 
ग़छूत होगा कि हम लड़ । इसलिए हमें उम्मीद है कि हरएक 
मज़दूर अपनी टेक की रक्षा के लिए मज़दूरी करके अपना पेट 
पालेगा ओर दृढ़ रहेगा । अगर यह लड़ाई देर तक चली, तो 
उसका कारण हमारी कमज्ञोरी ही होगी. जबतक मिलमालिकों 
को यह खयाल रहेगा कि मज्ञदूर दूसरी मज्ञद्री नहीं करेंगे और 
आखिर हार जायेंगे, तबतक वे पसीजेंगे भी नहीं और 
विरोध करते रहेंगे । जबतक उन्हें यह विश्वास न हो जायगा कि 


८ 


मज़दूर अपनी टेक कभी छोड़ेंगे ही नहीं, तबतक उन्हें दया नहीं 
आयेगी ओर वे अपने मुनाफ़े से हाथ घोकर भी विरोधी बने 
रहेंगे । जिस दिन उन्हें विश्वास हो जायगा कि मजदूर अपनी टेक 
किसी भी दशा में नहीं छोड़ंगे, उस दिन वे जरूर पसीजेंगे और 
तब वे मज़दूरों का स्वागत करेंगे । आज तो उनका यह खयाल 
है कि भज़दूर दूसरी मज़दूरी करेंगे ही नहीं, और आज ही कल 
में हाथ टेक देंगे | अगर मज्ञदूर दूसरों के पैसे पर अपने गुज्ञारे 
का दम भरेंगे, तो मालिक सोच लेंगे कि यह पैसा तो किसी न 
किसी दिन खत्म होने ही वाला है । इसलिए वे मजदूरों को 
दाद न देंगे । जिन मजदूरों के पास खानेपीने का जुगाड़ नहीं 
है, वे अगर मज़दूरी करने रूग जायेंगे, तो मालिक भी समझ हछेंगे 
कि जल्दी से ३५ टके का इज़ाफ़ा न दिया, तो वे मज़दूरों को 
हाथ से खो बेठेंगे । इस तरह लड़ाई को बढ़ाने या घटानेवाले 
हमीं हैं । इस समय ज़्यादा दुःख सहकर हम जह्दी छुटकारा 
पा सकते हैं । अगर दुःख नहीं सहेंगे, तो लड़ाई ज़रूर आगे 
बढ़ेगी । हमें आशा है कि इन सब बातों को सोचकर जो आज 
कच्चे पड़े हैं, वे झट पक्के बन जायेंगे । 
खास सुचना 

कुछ मज़दूरों का यह खयाल हो गया है कि जो कमज़ोर ' 
पड़ गये हैं, उनको दाहज्ञोर बनाने के लिए समझाया नहीं जा 
सकता । यह खयाल बिलकुल अनुचित है । जो किसी भी कारण 
से कन्चे पड़ गये हैं, उनको विनयपूवक समझाना हममें से हरएक 
का काम है | जो लड़ाई से वाकिफ़ नहीं हैं, उन्हें समझाना भी 
हमारा काम है । हमारा कहना तो यह है. कि हमें किसीको 
घमकाकर, झठ बोलकर, मारकर या दूसरा कोई दबाव डालकर 


८५ 


रोकना नहीं है । जो समझाने पर भी न समझे ओर काम पर 
जाना चाहें, वे भले जायें । हमें उससे बिलकुल निडर रहना है। 
इस तरह जबतक एक भी आदमी बाहर रहेगा, हम कसी उसका 
साथ नहीं छोड़ेंगे । 
१५५ 

गांधीजी की प्रतिज्ञा का हेतु और अथ समझ लेना ख़रूरी है। 
पहली याद रखने योग्य बात यह है कि उन्होंने मालिकों पर 
असर डालने के लिए अपना त्रत शुरू नहीं किया है । अगर इस 
, हेतु से त्रत लिया जाय, तो उससे हमारी लड़ाई को धक्का पहुँचे 
और हमारी बदनामी हो । मालिकों से हम इन्साफ़. चाहते हैं, 
महज़ दया नहीं चाहते । जितनी दया चाहते हैं, उतनी मजदूरों 
को मिले तो अच्छा । हम यह मानें कि मज़दूरों पर दया करना 
मालिकों का फ़ज्ञ है । लेकिन गांधीजी पर दया करके वे मजदूरों 
को ३५ टका इज़ाफ़ा दें, और मज़दूर उसे लें; तो उसमें हमारी 
ही हँसी होंगी | मज़दूर ऐसा इलज्ञाफ़ा ले नहीं सकते । यदि 
गांधीजी मालिकों के अथवा सर्वेसाधारण के साथ के अपने संबंध 
का ऐसा उपयोग करें, तो कहा जायगा कि उन्होंने अपनी स्थिति 
का दुरुपयोग किया है। इससे गांधीजी की प्रतिष्ठा घटेगी । गांधीजी 
के उपवास का मज़दूरों की तनख्वाह के साथ क्या सम्बन्ध दो 
सकता है! अगर मजदूरों को ३५ ठका पाने का हक़॒न हो, 
ओर ५० आदमी मालिकों के घर जाकर अनशन करें, तो भी 
मालिक उन्हें ३५ टका क्योंकर दें / अगर इस तरह हक़ हासिल 
करने का रिवाज चल पढ़ें, तो जन-समाज का काम चलना 
क़रीब-क़रीब असंभव हो जाय । गांधीजी के इस उपवास पर मिल- 
मालिक न तो ध्यान दे सकते हैं, न उन्हें ध्यान देना चाहिए ! 


८६ 


साथ ही यह भी नहीं हो सकता कि गांधीजी के ऐसे काये का 
प्रभाव मालिकों पर बिलकुल ही न पड़े । 

जिस हृद तक यह प्रभाव पड़ेगा, उसका उतना ही दुश्ख 
हमें रहेगा । किन्तु यदि गांधीजी के उपवास से दूसरे मह्तत्त्वपूण 
परिणाम निकलते हों, तो हम उनका त्याग न करें । 

जिस हेतु की सिद्धि के लिए उपवास शुरू किया गया है, 
उस पर भी थोड़ा विचार कर लें | गांधीजी ने महसूस किया कि मजदूरों 
के मन में प्रतिज्ञा का महत्व कम होने लगा है । अपनी कल्पित 
भूख के डर से उनमें से कुछ प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हो गये 
थे । दस हज़ार आदमियों का अपनी प्रतिज्ञा से मुँह मोड़ना एक 
असह्य-सी बात है । प्रतिज्ञा का पालन न करने से आदमी कमज्ञोर 
पड़ता है, और अन्त में अपनी मनुष्यता से हाथ धो बेंठता है । 
इसलिए आज पग्रतिज्ञा-गपालन के काम में लोगों की भरसक मदद 
करना, यह हम सबका एक घधम बन गया है । गांधीजी ने सोचा 
कि अगर वे उपवास करेंगे, तो यह साबित हो सकेगा कि वे 
स्वयं प्रतिज्ञा को कितना महत्त्व देते हैं । फिर मज़दूरं भूखों मरने 
'की बात कर रहे थे । गांधीजी का कथन है कि भूखों मरकर भी 
प्रतिज्ञा पालनी चाहिए । इसका पालन उन्हें तो सचमुच करना ही 
चाहिए । और यह तभी सच हो सकता है, जब वे खुद भूखों 
मरने को तेयार हों । मज़दूर कहने छगे कि वे मजदूरी नहीं 
करेंगे, फिर भी उन्हें पेसे की मदद की ज़रूरत तो है। गांधीजी 
को यह चीज़ बहुत भयावनी माह्ूम हुईं । मज़दूरों के ऐसे व्यवहार 
से देश में जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, उसका कोई पार ही न रहेगा। 
मज़दूरी करने में जो कष्ट है, उसे सह लेने की बात लोगों को 
प्रभावशाली ढंग से समझाने का गांधीजी के पास एक ही तरीक़ा 


८ 


हो सकता है । यह कि वे खुद कष्ट उठावें । वे खुद मज़दूरी तो 
करते थे, लेकिन उतना काफ़ी न था | उपवास को उन्होंने कई 
दृष्टियों से अथसाधक समझा ओर झुरू किया । अब यह उपवास 
तभी छूट सकता है, जब यातो मज्ञदूरों को ३५ ठके का इज्जाफ़ा 
मिल जाय, या वे अपनी प्रतिज्ञा से टल जायें। परिणाम वही 
हुआ, जो सोचा था । जो लोग प्रतिज्ञा लेने के वक़्त ह्वाज्िर थे, 
उन्होंने वह देखा भी । मज़दूर जागे, उन्होंने मज़दूरी करना शुरू 
किया, उनका धर्म और उनका ईमान बचा । $ 

मज़दूर अब यह समझ चुके हैं कि अगर वे अपनी प्रतिज्ञा 
पर क़ायम रहेंगे तो उन्हें इन्साफ़ मिलेगा । महात्मा गांधीजी की 
प्रतिज्ञा से उनका बल बढ़ा है | लेकिन जूझना तो उन्हें अपनी 
ही ताक़त पर है । मजदूरों का उद्धार मज़दूरों के हाथ में है। 

श्री० शंकरलाल बेंकर की पत्रिका 

आप, लोगों के लिए में यह पहली ही पत्रिका लिख रहा 
हूँ । इसलिए मुझे यह तो कह ही देना चाहिए कि इसके लिए 
मेरा अधिकार नाम-मात्र का ही है । मेंने स्वयं मज़दूरी नहीं की।' 
मज़दूरों को जैसे दुःख सहने पड़ते हैं, वेसे मेने नहीं सहे; इसी 
तरह उन  दुःखों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए भी में 
कुछ कर नहीं सकता । अतएवं इस अवसर पर जो कुछ भी सलाह 
देने की ज़रूरत मुझे माहृम हुईं है, वह देते हुए मुझे संकोच तो 
होता ही है। यद्यपि अबतक मेंने आपके लिए कुछ किया 
नहीं है, तो भी आगे अपनी शक्ति के अनुसार आपके लिए कुछ 
न कुछ करने की मेरी तीत्र इच्छा है, ओर इस इच्छा क॑ कारण 
ही में यह लिखता हूँ । 


८८ * 


आज से दो दिन पहले हमारी स्थिति कुछ हृद तक चिन्तातुर 
हो उठी थी । आपकमें से कुछ भाई तंगी का अनुभव करने छगे 
थे; ओर उनके लिए यह डर पेंदा हो गया था कि कहीं वे इस 
तंगी से मुक्त होने के लिए गाँधीजी के आग्रह के अनुसार भज़ेदूरी 
करने के बदले, प्रतिज्ञा तोड़कर काम पर न चले जायेँ । छेकिन 
आज वह स्थिति रही नहीं है । गांधीजी की प्रतिज्ञा के कारण 
हमारे जड़ हृदयों में चेतन्य आ गया है, और हमें पता चला 
है कि हमारी ग्रतिज्ञा कितनी गंभीर है । मर जायेँगे, पर टेक न 
छोड़ेगे “, यह बात अब महंज्ञ सभाओं में बोलने की नहीं रही, 
बल्कि करके दिखाने की है, इसका विश्वास अब हमें हो गया है। 
इस बदली हुई परिस्थिति के प्रमाण-स्वरूप तंगदस्त भाइयों ने. खुशी- 
खुशी मज़दूरी करना शुरू किया है, यही नहीं, बल्कि जिनकी 
स्थिति अच्छी है, उन्होंने दूसरों के सामने अपना उदाहरण रखकर 
ओर अपनी मजदूरी से मिलनेवाली मेहनताने की रक़म दूसरों की 
मदद में खर्चे करके हममें से फूट की संभावना को हमेशा के 
लिए नष्ट कर दिया है । लेकिन यह काफ़ी नहीं है । गांधीजी 
की प्रतिज्ञा के कारण हमारे सिर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आ पड़ी 
है । यदि इस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह समझते हैं, तो 
हमें इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए जी-जान 
से मेहनत करनी चाहिए; ओऔर जिन-जिन उपायों से हम अपनी 
टेक पर क्रायम रहकर लड़ाई को समेट सकते हों, उन सब 
उपायों का प्रयोग तुरन्त करना चाहिए | हमारी ठेक ३५ टठका 
लेने की है । और, हम जानते हैं कि मिलमालिकों के लिए आर्थिक 
दृष्टि से ये ३५ टका देना मुश्किल नहीं है । लेकिन ३५ टका 
देने में जो डर उन्हें लगता है, वह यह है कि उससे मज़दूर 


८९, 


सिर पर चढ़ बेढेंगे, उद्धत बन जायेंगे, बात-बात में बहाने बना 
कर रुठेंगे और छोटी-छोटी बातों पर हड़ताल करके उद्योग का 
नाश करेंगे । मुझे तो इस भय का कोई कारण नहीं माह्ठम होता । 
जिस उद्योग से मज़दूरों को रोज्ञी मिलती है, उसके नाश की 
इच्छा वे कमी कर ही नहीं सकते । फिर भी यदि मज़दूर न्याय- 
अन्याय का विचार किये बिना मर्यादा छोड़कर चलें, तो जिस 
अनिष्ट का उल्लेख ऊपर किया है, वह हुए बिना न रहे । यदि 
हम इस बुरे परिणाम से बचना चाहते हों, तो हमें बाक़ायदा 
ईमानदारी के साथ काम करने का निश्चय करना चाहिए । हमें 
तय कर लेना चाहिए कि हम कोई अनुचित माँग पेश नहीं करेंगे, 
और न्याय के लिए भी हड़ताल-जैसी चीज्ञ का सहारा तबतक 
न लेंगे, जबतक दूसरे उपाय समाप्त न हो जायें । लेकिन खाली 
ऐसा निश्चय कर लेने से भी हमारा काम नहीं बनता । हमें 
मालिकों से मिलना होगा, अपने इस निश्चय की बात उनसे कहनी 
होगी, ओर अपने लिए उनके मन में विश्वास उत्पन्न करना होगा; 
जिस भय के कारण वे हमें ३५ टका देने से हिचकिचाते हैं, 
उनका वह भय दूर करना होगा । कारीगरों को मेरी यह आम्रह- 
भरी सलाह है कि वे इसके लिए आवश्यक कारंवाई जल्दी ही करें । 
२७ 
दोनों की ज्ञीत 

पिछली पत्रिकाओं से हम यह जान चुके हैं कि सत्याग्रह 
में दोनों की जीत होती है। जो सत्य के लिए लड़ा और जिसने 
सत्य को प्राप्त किया, वह तो जीता ही है, छेकिन जिसने सत्य 
का विरोध किया और अन्त में सत्य को पहचाना और दिया वह 
सी जीता ही माना जाता है । इस विचार के अनुसार चँँकि 


९ ०] 


मज़दूरों की प्रतिज्ञा पली है, इसलिए विजय दोनों पक्षों की हुई 
_ है । मालिकों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे २० टके से ज़्यादा नहीं 
देंगे; हमने उनकी इस प्रतिज्ञा का भी मान रक्‍खा है । मतलब 
यह कि दोनों की लाज रही है । अब हम देखें कि समझोता क्‍या 
हुआ है: 

१, मज़दूर कल, यानी तारीख २० को काम पर जायें। 
ता० २० के दिन उन्हें ३५ टका इक्षाफ़ा मिले, ओर ता० २१ के 
दिन २० टका । 

२. ता० २२१ से आगे ३५ ठके तक पंच जो फ़ैसछा देंगे, 
उसके अनुसार इज़ाफ़ा दिया जाय । 

३. गुजरात के साक्षर शिरोमणि, साधुपुरुष, गुजरात कंलिज 
के अध्यापक और बाइस प्रि/न्‍्सपाल श्री आनन्दशंकर ध्रुव एम० ए०, 
एल एल० बी० पंच नियुक्त किये जायें । 

४. पंच महोदय का फ़ेसला तीन महीने के अन्दर प्रकट 
हो जाय । इस बीच मक्दूरों को २७॥ टका इज्ञाफ़ा दिया जाय । 
यानी आधी रक़म मज़दूर छोड़ें ओर आधी मालिक छोड़ें । 

५. पंच फ़ैसले के अनुसार २७॥ टके पर घट-बढ़ लेनी- 
देनी मानी जाय । यानी अगर पेंच २७॥ ठके से क््यादा का 
फ़ैसला दें, तो मालिक उतना इज़ाफ़ा मज़दूरों को मुजरे दें; और 
अगर २७॥ से कम का फ़ेसला दें, तो मज़दूर उतनी रक़म 
मालिकों को मुजरे दें । 

इसमें दो तत्त्वों का निश्चय हुआ है । एक तो मजदूरों 
की श्रतिज्ञा क्रायम रही; दूसरे, यह तय हुआ कि दोनों पक्षों के 
बीच किसी महत्त्व के अन्न पर झगड़ा खड़ा हों, तो उसका निर्णय 
हड़ताल द्वारा न करके पंच द्वारा किया जाय । समझौते में यह 


९१ 


शत तो नहीं है कि आगे दोनों पक्ष अपने आपसी झगड़ों का 
फ़ैसला पंच के मार्फ़त ही करायेंगे । लेकिन चूँकि समझोत में 
पंच को मान्य रक्खा गया है, इसलिए माना जा सकता है कि 
ऐसे मौक़ों पर आगे भी पंचों की नियुक्ति होगी । कोई यह न 
माने कि मामूली-मामूली बातों के लिए पंच मुकरर किय जायेंगे । 
मालिकों और मज़दूरों के बीच खड़े होनेवाे मतभेदों को मिठाने 
के लिए हमेशा किसी तीसरे पक्ष को बीच में पड़ना पड़े, यह 
दोनों क लिए शमनाक़ है । मालिक तो इसे बरदाइत कर ही 
नहीं सकते | वे इस शर्ते पर अपना घन्धा कभी न चलायेंगे । 
दुनिया सदा से लक्ष्मी का सम्मान करती 'आई है । ओर लक्ष्मी 
सदा सम्मान पायेगी । अतएव अगर मज्ञदूर ज़रा-ज़रासी बातों क 
लिए मालिकों को हैरान करेंगे, तो मालिकों से उनका कोई 
सम्बन्ध न रह सकेगा । हम मानते हैं कि मज़दूर ऐसा कभी 
करेंगे, ही नहीं । हम यह कह देना ज़रूरी समझते हैं कि मज़दूर 
कसी बिना सोचे हड़ताल न करें | अगर वे हमसे बिना पूछे 
इड़ताल करेंगे, तो हम उनकी मदद न कर सकेंगे । पूछा गया 
है कि एक दिन ३५ टका लेकर बेठ जाने में प्रतिज्ञा का पालन 
क्या - हुआ? यह तो बालकों को बहलाने-फुसलछाने जेसी बात हुई । 
कुछ समझौतों में एसा हुआ है । लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ | 
हमने जानबूझकर, समय का विचार करके, एक ही दिन के ३५ 
टका मंजर किये हैं । हम ३५ टका लिये बिना काम पर नहीं 
जायेंगे, इसके दो अथ होते हैं । एक तो यह कि हम किसी भी 
दशा में ३५ टके से कम इज़ाफ़ा मंजूर नहीं करेंगे; दूसरा, यह 
कि हम ३५ टका छेकर काम पर जायेंगे, फिर वह एक दिन के 
लिए भी मिले तो काफ़ी है । जिसने निश्चय किया हो कि हमेशा 


ब्र्‌ 


के लिए ३५ टका माँगने में शुद्ध न्याय है, ओर उतना पाने के 
लिए जिसके अन्दर अनन्त शौये हो, वह तो तभी अपनी प्रतिज्ञा 
सफल हुई समझेगा, जब उसे ३५ टका हमेशा के लिए मिलेंगे । 
लेकिन हमारा निश्चय ऐसा नहीं था । हम पंच से न्याय कराने 
को हमेशा तैयार थे। ३५ टके का निश्चय हमने एक तफ़ो विचार 
करके किया था । ३५ ठके की सलाह देने से पहले हम मालिकों 
की बातें उन्हींसे सुन , लेना चाहते थे । दुर्भाग्यवश बसा न हो 
सका । इसलिए हमने जितना हो सका, उतना उनके पक्ष का 
विचार करके ३५ टके की सलाह दी । लेकिन हम यह नहीं कह 
सकते कि हमने जो ३५ टके ठहराये हैं, ने सही हैं । हमने 
' एसा कभी कहा भी नहीं । अगर मालिक हमें हमारी भूल बतावें, 
तो ज़रूर ही हम कम इज़ाफ़ा लेने की सलाह दें। यानी अगर 
पंच को कम इज़ाफ़ा देना ठीक माह्म पड़े ओर उतना हम 
मंंज़र कर छें, तो उससे हमारी ठेक को ज़्रा भी आँच नहीं 
आती । हमने पंच के उसूल को हमेशा से माना है । हमें आशा 
है कि ३५ टका ठहराने में हमने कोई भूल नहीं की है । 
लिए हमारा ख़याल है कि उतने मिलेंगे। छेकिन अगर हमें अपनी 
भूल माहूम हो जाय, तो हम कम टके लेकर भी खुदा, रहें । 
तीन महीनों की मुद्त खास तोर पर हमारी ओर से ही 
माँगी गई है । मालिक तो पंद्रह दिन की मुहत मंजूर करने को 
तेयार थे । लेकिन हमें अपनी साँय को सही साबित करने के लिए 
बंबई में थोड़ी जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत है | पंच महोदय 
को यहाँ की स्थिति समझाने ओर मज़दूरों की रहन-सहन की 
वाकृफ़ियत देने की भी ज़रूरत है । जबतक वे इन सब बातों को 
न समझ हें, उन्हें परिस्थिति का पूरा खयाल नहीं आ सकता । 


्छ 
९३2 


'इस तरह का सच्चा - पक्का काम कुछ दिलों में पूरा नहीं हो सकता । 
फिर भी जहाँतक हों सकेगा काम जल्दी ही पूरा किया जायगा। 

कुछ भाइयों ने लॉक आउट के दिनों की तनख्वाह लेने की 
'इच्छा प्रकट की हे । हमें कहना चाहिए कि हम यह तनखवाह माँग 
नहीं सकते । जब हमने २० ठका छेने से इनकार किया, तो 
लेक आउट या हड़ताल में पे किसी एक की ज्रखरत खड़ी हुई । 
हमने २९५ दिन तक जो तकलीफ़ उठाई, वह हमारे लिए कत्तेव्यरूप 
थी और उसमें हमारा स्वाथ था। इस दुःख की क़ीमत हमने गआराप्त 
कर ली है' । यह समझौता ही वह क्रीमत है । अब हम लेक आउट 
की तनख्वाह केसे माँग सकते हैं ! लॉक आउट का पगार माँगने 
का मतलब यह होगा कि हम मालिकों के पैसे से लड़ाई लड़े । 
मज़दूरों के लिए यह एक शरमानेवाला विचार है। लड़वेय अपनी 
ताक़त पर ही लड़ सकते हैं । दूसरे, माकिक मजदूरों को 
तनख्वाह दे चुके हैं । अब तो यह भी कहा जा पघकता है कि 
मज़दूर नये सिरे से नौकरी शुरू करते हैं । इन सब बातों का विचार 
करते हुए मज़दूरों को लॉक आउट के समय की तनख्वाह लेने का 
खयाल छोड़ देना चाहिए । ह 

मज़दूरों को तनख्वाह २० दिन बाद मिलेगी | इस बीच 
भज़दूर क्या करें १ बहुतों की ज़ेर्ब बिलकुल खाली होंगी । जिन्हें 
तनख्वाह मिलने के दिन से पहले सदद की ज़रूरत हो, उन्हें 
चाहिए कि वे .मालिकों से नम्नतापूवंक विनती करें; हमें विश्वास है 
कि मालिक उनकी इस ग्राथना पर कुछ सहूलियत कर देंगे । 

मज़दूरों को याद रहे कि अबसे आगे की उनकी हालत 
का आधार उनके काम पर रहेगा । यदि वे सच्ची नीयत के साथ, 
नम्रता ओर उत्साहपूवक नोकरी करेंगे, तो मालिकों की मेहरबानी 


पड 


पा सकेंगे और उनसे बहुत कुछ मदद छे सकेंगे । यह सोचना कि 
सब कुछ हमारे मार्फ़त ही मिल सकेगा, ग़लत होगा । किसी संकट 
विशेष के अवसर पर मजदूरों की सेवा करने के लिए हम तेयार 
हैं । लेकिन जहांतक हो सके, मालिकों को माँ-बाप समझकर उन्हीं- 
से सब कुछ छेने में मज़दूरों का हित है । 

अब शान्ति की आवश्यकता है । छोटी-मोदी तकलीफ़ें सहन 
कर लेनी हैं । 

अगर आप इजाज्ञत देंगे, तो आपमें से जिन्हें कुछ बुरी 
आदतें पड़ी हुई हैं, उनकी उन आदतों को सुधारने में कुछ मदद 
करने का हमारा इरादा है | हम आपको और आपके बालकों को « 
तालीम देने की भी उम्मीद रखते हैं । हम चाहते हैं आपकी 
नेतिकता बढ़े, आपकी और आपके बच्चों की तन्दुरुस्ती बढ़े, और 
आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे । अगर आप इजाज्ञत देंगे, तो हम 
इसके लिए आवश्यक काम शुरू करेंगे । 

सज़दूरों की बड़ी से बड़ी जीत तो यह है कि भगवान ने- 
खुदा ने-उनकी टेक या लाज रख ली है । जिसका ईमान रह 
गया, उसका सब कुछ रह गया । ईमान जाय और दुनिया का 
राज भी मिले, तो वह धुल के बराबर है । 


९, ५ 


परिशिष्ट 


मज़दूर पक्ष की दलील 

श्री० आनन्द्शंकरभाई, 

अहमदाबाद की मिलों के बुनाई-विभाग के कारीगरों को 
उनकी तनख्वाह में जो इज़ाफ़ा मिलना चाहिए, उसकी जॉच के 
सिलसिले में मैं आपकी सेवा में नीचे लिखी हक़ीक़त पेश करने 
की इजाजत चाहता हूँ । 

बुनाई-विभाग के कारीगरों की तनख्वाह में जो बढ़ोतरी 
होनी चाहिए, उसका निणय करने में नीचे लिखी दो बातों का 
खास तोर पर विचार करने की ज्रूुरत है: (१) कारीगरों को 
सादा किन्तु सनन्‍्तोषकारक जीवन बिता सकने के लिए क्‍या तनख्वाह 
मिलनी चाहिए? यानी उनकी तनख्वाह में कितना इज़ाफ़ा होना 
चाहिए! (२) मिलें यह इज़ाफ़ा दे सकती हैं या नहीं? अगर 
पूरा-पूरा नहीं दे सकतीं, तो कितना दे सकती हैँ £ 

१, कारीगरों को कितना इज़ाफ़ा मिलना चाहिए? 

इस सवाल के सिलसिले में हम पहले ही यह बता देना 
चाहते हैं कि कारीगरों की रहन-सहन की मौजूदा हालत सन्‍्तोष- 
जनक नहीं है; लेकिन उसे खुधारने का थोड़ा भी विचार किये 
बिना, जो हालत आज है उसीको क़ायम रखना चाहें, तो 
भी महंगाई के कारण कारीगरों को जुलाई के वेतन की दरों 
पर कम से कम ५० टका इंद्धि मिलनी चाहिए; ओर अगर मौजूदा 


९५६ हे 


हालत . को क़ायम न रखकर उसे सुधारना चाहें - यानी यह चाहें 
. कि कारीगर अधिक स्वस्थ, सुघड़, शिक्षित और सुखी बनें - तब 
तो महँगाई के इस भत्ते के सिवा उनकी तनख्वाह में विशेष रूप 
से स्थायी इंद्धि होनी चाहिए । ओर अगर यह न हो, तो मिलों 
की तरफ़ से मज़दूरों के लिए हवादार घरों, रात्रिशालाओं, वाचनालयों, 
अस्पतालों और क्लबों वगेरा की आवश्यक सहूलियतों का प्रबन्ध 
होना चाहिए । 

नीचे लिखे विवरण से आपको विश्वास हो सकेगा कि 
महँगाई के कारण कारीगरों को उनके जुलाई के पगार पर कम 
से कम ५० टका इज़ाफ़ा मिलना ज़रूरी है: 

कारीगरों को मिलनेवाले इज़ाफ़े का हिसाब सन्‌, १९१७ के 
जुलाई महीने में उन्हें मिले हुए वेतन पर किया जाता है, 
और भाईश्री अंबालारू सेठ की तरफ़ से यह कहा गया है कि 
उस महीने में कारीगरों को ओसतन रु० २२) मिल्ले थे। अब 
कारीगरों के उसी महीने के खर्च के ब्यौरे की जाँच कैरने से 
मालूम होता है कि उस समय में भी रु २२) उनके गुज्ञारे 
के लिए काफ़ी न थे। उनके उस समय के आय-व्यय की तफ़्सील 
में उतरने से पहले यह बता देना ज़रूरी है कि अधिकांश कारीगरों 
के परिवार संयुक्त और बड़े हैं, और वे छः:-सात या उससे भी 
अधिक व्यक्तियों के होते हैं । लेकिन ऐसे परिवारों की आय-व्यय 
की छानबीन करने से पहले कारीगरों की रहन-सहन को ठीक से 
समझने के लिए माँ, बाप, लड़का ओर लड़की, यों चार व्यक्तियों 
के एक काल्पनिक परिवार के किफ़ायतभरे खच का ब्यौरा नीचे 
दिया है: 

बुनाई-विभाग का कारीगर ; दो संचे चलानेवाला मुसलमान । 

९७७ 


ए--७ 


परिवार : ब्यक्ति ४ । १ पुरुष, १ सर्री, १ लड़का, एक 
लड़की । कमानेधाला : पुरुष १। 
मासिक खचे 
रुग्ञाग्पा० रुग्आाण्पा० 


चावछ ५ सन” २-१२-० घी, गुड़, शकर' 
दाल ०॥ मन १-३-०. ( बर-त्यौहार पर) १-०-० 


गेह५ँ २ मन ४--८-० चीय-दूध ३--०--० 

माँस ४ सेर* ०-८-०. -ललोंमें डालने का तेल ०-३-० 

ईंधन ४ सन १--१४-- ० साबुन ९--+ हु 

माप करनन न जबलभकर्ट के हजामत 9०० ३०+० 

१०-३-० पान-बीड़ी १--८--० 

साग-सब्ज्ञी किराया १:-२८८-६ 

रोज़ ००१-० १-१४-० . िसिन तीन बोतल ०-६-० 

तेल ल्स् ससाला १..००--.० २ हा कक के लक 
वाषिक ख्चे 

पी रत ₹० आ० पा० 


पतन नंग ४ ४+-०--+--० बूट जोड 
कोट 99 रे ३-१ २-० छाता नग ह 
कुर्ता 88 मे... रेणादिणाए० टोपी 23 

कमीज » है. १-१४---० सुरवाल ,, 
0० 0 025 0 कुर्ता के 


१२---०---० 
१-- २०७० 
२०-६० 


२०--००- ० 


०एु.॒ ०८ -# ल्‍ौी ४ 


३०-०० ०-० 


न नोट “ ईस हिसाब में सब जगह ४० तोले का सेर 
ओर ४० पॉंड का मन साना गया है । गुजरात में यही प्रचलित 
हे । ' अनुवादक 

९८ 


रुू०आ०पा० रुूग्ञानग्पा० 
कोट नग ४ २--४--० _ जूती ०---८--० 
ओढ़नी २--४--० . चूड़ी ३०० 
पेशवाज नग १ ४--«<--० साड़ियाँ नग ३ १-१४--० 
इजार ,, ४ ३०--००--० फेक 
कु्ती -,, ४ ३--०--० ७५१-१३--० 
वाषिक ख्चे रु० ५१-१३-० + १२८ मासिक ख़्चे रु० 
४-५ -० अर्थात्‌ कुछ मासिक खच रु० २०-४-० + ४-५-० ८ 
झछुण २४-९%-*० ॥ 

इस हिसाब में कुछ बातों का विचार नहीं किया गया है। 
लेकिन चूँकि वे बहुत ही महत्त्व की हैं, इसलिए उनकी ओर 
ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी समझता हूँ । 

१. कारीगर की तनरूवाह : ऊपर कारीगर की मासिक 
आय २२) मानी गई है । परन्तु कारीगर हमेशा इतना कम्ता नहीं 
सकता । उसे दिन भर जैसी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वेसी 
वह साल के बारहों महीने नहीं कर सकता । कमज़ोरी, बीमारी” 
ओर कभी बेकारी के कारण भी दिन दृठते हैं, और औसतन 
उसका काम साल में ११ महीने का ही हो पाता है । इसलिए 
दर असल तो उसकी आमदनी मासिक रु० २०) की ही मानी 
जानी चाहिए । 

२. ब्याज्ञ : ज़्यादातर कारीगर क़जज में डूबे हुए हैं । उन 
सबको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। ऊपर के हिसाब में 
ब्याज की यह रक़्म गिनी नहीं गई है । 

मुसीबत के मारे मज़दूर जब किसी साहूकार या पठान के 
पंजे में फँस जाते हैं, तो उनकी हालत कितनी ददनाक हो उठती ़ 

९९, 


है, इसका यथाथ वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन इस संबंध 
में एक जानने योग्य उदाहरण यहाँ देता हूँ । श्रेमदरवाज़े के 
बाहर जुगलदास की चार में झगड़ू शेख नाम का एक बूढ़ा मुसलमान 
कारीगर रहता है । उसकी स्री फ़ातिमा के पास सीने की एक 
मशीन थी, जिस पर काम करके वह अपने खाविन्द की आमदनी 
में थोड़ा इज्ञाफ़ा कर लिया करती थी । लेकिन तंगी की वजह से 
उसे अपनी मश्नीनपर कुछ रुपया उधार लेना पड़ा और मशीन 
रहन रखनी पड़ी । मशीन की क़ीसमत ० ८०) थी, लेकिन उस 
पर मगन दलसुख नाम के साहकार ने र० ७) उधार दिये ओर 
दुअन्नी रुपये का ब्याज ठहराया । लेकिन फ़ातिमा नतो ब्याज दे 
सकी, न रुपये छोटा सकी; ओर अभी तो साल पूरा भी नहीं 
हुआ है, मगर मगनभाई ने ब्याज वगेरा जोड़कर उसके नाम 
२६) का क़ज्ञ निकाला है | ऐसे दूसरे अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं; जिनसे यही साबित होता है कि तंगी की वजह से 
क़ज्ञ में फँसे हुए कारीगरों की हालत अत्यन्त दयाजनक है, और 
उनको उससे ऊपर उठाने के लिए ,संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता 
है । इस संबंध में आपसे यही प्राथना है कि आप मिल-मालिकों 
का ध्यान इस ओर खींचेंगे और उचित प्रबन्ध के लिए उन्हें 
प्रेरित करेंगे | 


३. दवा: प्रसूति या बीमारी के अवसरों पर कारीगरों 
को दवा वगेरा के लिए ख् करना पड़ता है। कभी-कभी मिल 
में काम करते हुए जो चोट वग्गेरा लग जाती है, उसके इलाज 
का खच भी अक़सर उन्हींके सिर पड़ता है। ऊपर के हिसाब 
में इस ख़चे की रक़म सी शामिल नहीं है । 


१००७० 


४. शादी-मोत : परिवार में सगाई, ब्याह या मौत के 
अवसरों पर जो ख्े होता है, पव और त्यौहार के अवसरों पर 
दान-धर्म और दावत वग्गेरा में जो खर्च होता है, और रिश्तेदारों 
के यहाँ या जात-बिरादरी में शादी वग्रा के मौक़ों पर राह-रस्म 
का जो ख़चे होता है, वह भी ऊपर के हिसाब में आ सकता 
है । लेकिन इस हिसाब में उसे भी गिना नहीं है । 

५, बीमा: इस ख़च के सिवा, हरएक कारीगर को अपने 
और अपने परिवार के हित की दृष्टि से दुधेटनाओं का और 
जीवन का बीमा कराना ही चाहिए, और उसे ऐसी सहूलियत 
मिलनी चाहिए, जिससे वह बीमे का प्रीमियम भर सके । 

६. शिक्षा: कारीगरों को अपने लड़कों और लड़कियों 
की पढ़ाई का भी प्रबन्ध करना चाहिए। कुछ कारीगर अपने 
बालकों को स्कूल में भेजते हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम 
है । ऊपर के हिसाब में इसका खर्च भी शामिल नहीं किया है । 

अब इन अतिरिक्त बातों का विचार न भी करें, तो भी 
ऊपर दिये गये हिसाब के अनुसार एक छोटे परिवार का जुलाई 
महीने का खच रु० २४) माना जाना चाहिए; जब कि उसकी 
आमदनी तो सिफ़े रू० २२) ही बताई गई है । अतएव महैँगी 
के पहले भी उसका निर्वाह तो मुश्किल. ही से हो पाता होगा। 

लेकिन कारीगरों के ऐसे छोटे परिवार तो अपेक्षाकृत कम ही 
हैं; आम तौर पर अधिकतर परिवार तो, जैसा कि उपर कहा जा 
चुंका है, छः-सात व्यक्तियों के ही होते हैं । अतएव अब यह 
देखने की ज़रूरत है कि ऐसे परिवार का ख़्चे क्‍या होता 
होगा । 


१०१ 


बुनाई-विभाग का कारीगर : २ संचे चलानेवाला : जात- 
मुसलमान । परिवार में व्यक्तियों की संख्या ६: १ पुरुष, २ ख्रियाँ 
(१ बुढ़िया ), ३ बालक । कमानेवाला : १ पुरुष । 





मासिक ख़चे 
रु० आ० पा० रु०आ०्पा० 
चावल १॥ मन ४०००-४० चाय-दूध २-०-० 
दाल ०॥| मन १-१२-० सिर में डालने का ते ०-६-० 
गेहूँ ३ मन ६-१२-० साबुन 4३४४६ 
मांस ४ शेर ०-८-०.. दजामत ० ८-० 
हे बीड़ी मम 
इधन ६ मन १०१४-०० पान-बाड २०-००-० 
के बि -+०--० 
१४०१४०० 0 ह रे 
किरांसिन: ३ बोतल ०-६-० 
साग-सब्ज़ी हज जि 
रोज़ ००१०६  २-१२-० मासिक २७-१ ४०० 
तेल-मसाला १-४-० .. कपड़े-छतते कौरा. ६-०-० 
घी, गुड, शकर 
( बार-त्योहार पर ) १-८०-० कुछ खच्े ३३-१४०० 


इस हिसाब पर से कारीगरों की विडम्बना का कुछ पता 
चल सकेगा । प्छेणग बोनस ( जब क़रीब ५० से लेकर ७० ढके 
तक मिलता था, कारीगरों की आमदनी रु० २२) के बदले रु० 
३३) से ३७) तक पहुँचती थी ) से पहले कारीगर को १२ घण्टों 
की मज़दूरी के बाद भी अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए 
काफ़ी नहीं मिलता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें क़ज्ञ केना और 
पंसारी तथा साहूकार का आश्रित बनना पड़ता था । 


१०६ 


अब मोजूदा स्थिति को समझने के लिए हम यह देखें कि 
आज की हालत में कारीगरों का खर्चे क्या है। किन्तु इस 
सम्बन्ध के हिसाब का विचार करने से पहले यह देखना ज़रूरी 
है कि उनकी आवश्यकता की चीज़ों के भाव में कितना फ़के 
पड़ा है । 


निखे अनाज 

अनाज जुलाई अप्रैल २० महँगी 

रू० आ>० पा० रु० आ० पा० फ़ीसदी 
गेहूँ १-०-० सेर १८ १-०-० सेर १० ८० 
बाजरी ; १०००-० ,» २० १-०-० ,» १० १०० 
चावल १-०-० ,, १७५ १-०-० ,, १० .७० 
दाल १--०--० ,, १७ १-०-० ,/ १५ १३ 
मांस ०-२--० ,, १ ०-३-० ,, ५० 
ईंधन ०--७५--० सन १ ०-८०-० मैंने १ ६० 
तल ०-३-६ सेर १ ०-४-० सेर १ १४ 
गुड़ ०-२-० सेर १ ०-३-० सेर १ ७-+- 
घी १-०-० सेर १ -- सेर १। १० 
दकर ०-३-० सेर १ ०-३-० सेर १ +- 
दूघ ४” ०-१०३ सेर १ ०-१-६ सेर १ १२ 
नमक . ०-०-६ सेर १ ०-१-० सेर १ १०० 
सिर में डालने का तेछ ००३-३ सेर १ ०-४-० सेर १ २३ 
किरासिन . ०-१-९ बोतल १ ०-४-० बोतल १ १०० 


१०३ 


. कपड़े की दरें 
किस्म कपड़ा जुलाई अप्रैल, २०. महँगी 
रु० आ० पा० रूं० आ० पां० फ़ीसदी 


सेनो (पतलन के लिए) ०-५-० गज्ञ १ ०“४८-० गज १ ६० 
सलसमल (कु्तें के लिए) ०-७५-० गज १ ०-४०-० गज्ञ १ ४० 
चेक (कमीज्ञ के लिए) ०-४-० गज्ञ १ ०-६-० गज्ञ १ ७० 
बनियान ०-५-० नग १ ०-६-० नंग १ २३० 
टोपी ०-२-६ नग १ ०-७५-० नग १ १०० 
साफा १--७५-० नग १ १-१२०० नंग १ ४० 
छतरी .. १-२-० नग १ १-४८-० नंग १ ३३ 
साड़ी १--०-० नग॑ १ १-८-० नग १ ५७० 
ओढ़नी ००१२-० नग १ १-४-० नंग १ ६६ 
छींट (घाघरे के लिए) ०-६-० गज्ञ १ ०-९-० गज्ञ १ ५० 


भैेनसुख (पेशवाज) ३-८-० थान. ५-०-० थान ४२ 


छींट (इजार) ०--६-० गज्ज १-०-१०-० गज़ १ ६७ 
जाफर (चोली के लिए) ०-४-६ गज्ञ १ ०-६०० गंज्ञ १ रे३े 
ओढनी ०-१०-० गज्ञ १ १-०-० शज् १ ६० 
छींट (घाघरी के लिए) ०-१२-० गज १ १-००० गक्ष १ ३३े 


इन दरों के हिंसाब से ऊपर लिखे अनुसार चार ओर छः: 
आदमियों के परिवार का खचे इस प्रकार होगा: 
४ आदमियों का परिवार 


मासिक खच्चे वार्षिक खरे 
रु० आ० पा० रू० आ० पा० 
चावल १ मन ४-०-० पतलहन. नग ४॑। ७-८-० 
दारू ०॥ मन १-५-० कोट नग ३. ५-४-० 


१०४ 


₹० आ*० पा० . ० आए पा० 





गेई ३ मन १२-०-० घी, शुद्ध, शकर १--८--० 
मांस ४ सेर ०-१२-० चाय ००४३८ 
ईंधन ६ मन ३-०-० सिर में डालने का तेल ०-६-० 
२३-१२-० हजामत ००-८० ९ 
सागनसब्ज़ी रोज़ ०-१-६ किराया > 
साबुन ०-४--० ३७-२-० 
पान-बीड़ी २-०-० + मासिक कपड़े-लत्ते 
किरासिन ०-१३-० वग्रेय ७--०-० 





ल कुल मासिक ख़चे ४ ४--२--० 


इस तरह आज की घड़ी में चार आदमियों का मासिक खर्च 
रु० ३२) और छः का 5० ४४) होता है; अगर मजदूरों की 
आमदनी इतनी करनी हो, तो उन्हें जुलाई की दर पर कम से कम 
७५० टका और अधिक से अधिक सो टका इज़ाफ़ा मिलना चाहिए | 

२. मिलें कितने टके दे सकती हैं? 

ऊपर दी गई हक़ीकतों से पता चलेगा कि कारीगरों को उनके 
गुज़ारे के लिए महँगाई के इस ज्ञमाने में जुलाई महीने की तनख्वाह 
पर ५० फ़ीसदी इज्ञाफ़ा मिलना चाहिए | यानी जुलाई महीने की 
उनकी आमदनी रु० २२) मानी जाय, तो इस समय उन्हें कम , 
से कम रुपये ३३) मिलने चाहिएँ । लेकिन यह भी एक सोचने 
की बात है कि मिलें इतना इज़ाफ़ा दे सकती हैं या नहीं। क्योंकि 
जिस उद्योग की बदौलत कारीगरों को उनकी रोज्ञी मिलती 
है, कारीगर उससे इतनी मज़दूरी तो नहीं माँग सकते, कि जिससे 
उस उद्योग में कुछ दम ही न रह जाय । लेकिन नीचे की 


१०६ 


: हक़ीक़तों से पता चलेगा कि आज की हालत में ५० ठके की 
यह माँग किसी भी तरह ज़्यादा नहीं है । 

जुलाई महीने में सूत का भाव फ़ी रतल १९ आना ओर 
उसके साथ बुनाई का ख़च फ़ी रतल छः आना था, अर्थात्‌ एक 
रतल सूत का कपड़ा एक रुपया दो आने में तैयार होता था । 
इस कपड़े का बाज़ार भाव फ़ी रतक रु० १-५-० था । यानी 
मिलों को हर रतक पर ०-३-० का मुनाफ़ा रहता था; ओर 
फ़ी कर्षा १० रतलू सूत के हिसाब से दो कर्घों' पर उन्हें रु० 
३-१२-० का मुनाफ़ा मिलता था । इस अर्स में प्छेग के कारण 
कारीगरों को ५० से. लेकर ७० ट्के तक का इज्ञाफ़ा मिला है | 
रु० २९) पर' इसका हिसाब बेठायें तो रोज्ञ के छः आने का 
हिसाब पड़ता है। और चूँकि दो कर्घो' पर रोज्ञ का भुनाफ़ा 
₹० ३--१२-० होता था, इसलिए हर रोज़ मज़दूरों को छः आने 
देने के बाद भी रु० ३-६-० का मुनाफ़ा बच रहता था । 

मिलों की यह हालत आज क्रायम ही नहीं है, बल्कि वह 
बहुत सुधरी भी है। आज सूत का भाव- फ्री रतछ रू० १-४०० 
है, और उस पर ०-«८-० का बुनाई-खच पड़ता है । यानी 
१ रतल सूत के कपड़े की लागत र० १-१२-० पड़ती है । 
इस कपड़े का बाज़ारभाव आज रु० २-४-० है । अर्थात्‌ मिलों 
को फ़ी रतल ०-«-० का मुनाफ़ा रहता है | मान लीजिये कि 
एक कर्चे पर रोज़ाना १०) रतल कपड़ा तेयार होता हो, तो दो 
कर्वों। पर रु० १०) का मुनाफ़ा हुआ । जब प्लेग के दिलों में 
₹० ३-१२-० के मुनाफ़े में से कारीगरों को ६ आने का इज्षाफ़ा 
दिया जा सका, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आज रु० १०) 
के मुनाफ़े में से ६ आने देना मुश्किल है । 


१०७ 


मिलों की मोजूदा हालत बहुत अच्छी है । इसका एक 
सबूत इस बात में है कि कुछ मिल-एजण्टों ने अपने कमीशन की 
दर में परिवर्तन किया है । पुराने तरीक़े पर एजण्टों को फ़ी 
रतरकू रु० ०-०-३ कमीशन मिलता था, उसके बदले अब उन्होंने 
३॥ टका कमीशन लेना शुरू किया है । हिसाब लगाने से यह 
पहले की अपेक्षा चोगुना होता है । क्योंकि अगर एक कर्ष की 
रोज्ञाना पंदावार १६ रतल मानें, तो पहले की दरों के अनुसार 
एजण्टों को १६ पैसे यानी ४ आने मिलते थे । परन्तु ३॥ ठके 
के हिसाब से सोलह रतल के रु० १-१२-० छेखे रु० २८ होते 
हैं, जिनपर कमीशन रु० १) के क़रीब होता है । अगर मिलों 
को आज ग्रेरमामूली मुनाफ़ा न मिलता होता, तो न एजण्ट 
इतना कमीशन माँगते, ओर न भागीदार इतना देना मंजूर करते । 

उपर दी गई हक़ीक़तों से आपको यह विश्वास हो सकेगा 
कि महँगी के कारण कारीगरों को कम से कम ५० ठका इचज़ाफ़े 
की जरूरत है, और जब कि मिलें हर रोज्ञ दो कर्घीं पर रु० १०) 
कमाती हैं, उनके. लिए इतना इज़ाफ़ा देना मुश्किल नहीं होना चाहिए । 
इस पर यह पूछा जा सकता है कि फिर गांधीजी ने ३५ ठके का 
इज़ाफ़ा मुनासिब क्‍यों समझा ! इसका जवाब सिर्फ़ यही है कि 
पहले पंचनामे की एक शतें यह थी कि अहमदाबाद के बुनाई- 
विभाग के कारीगरों को बंबई की सिर के कारीगरों से ज़्यादा न 
मिलना चाहिए । बंबई की मिलों में इस संबंध की जाँच करने 
पर अलग-अलग चार मिलों की ओर से उनके कारीगरों को 
मिलनेवाली तनख्वाह के नीचे लिखें आंकड़े प्राप्त हुए थे: 

(१) रु० ३१-३-० से ३४-८-० 

(२) रु० ३० (चार दिन हड़ताल रही ) 


१०८ 


( ३) ० ३० से रू० ४४ 

(४) रु० ४२ 

इनमें कम से कम ३०) की रक़्म को लेने पर भी ४० 
वके का इज़ाफ़ा उचित माना जा सकता है । किन्तु इस खयाल 
से कि कंहीं मिलों का बोझ ज्यादा न बढ़ जाय, ३५ टठका ही 
तय किया गया था । और में विश्वास-पूवक कह सकता हूँ कि. 
इसमें से न्‍न्यायतः एक ठका भी कम नहीं हो सकता । 

मज़दूरों को पगार में बढ़ोतरी करने के बारे में होनेवाली 
जाँच के सिलसिले में आज तो में इतनी ही हक़ीक़त पेश कर 
सका हूँ । मेंने इसकी नक़रू गांधीजी के पास भी भेजी है । 
अगर उन्होंने ज़रूरत समझी, तो थे इसमें कुछ बढ़ायेंगे । 


इंकरलाल घेलाभाई बंकर 
का सविनय वन्देमात्रम्‌ 


२ 
मिल-णज्ञण्टों का वक्तव्य 
इस मामले में मज़दूरों के पक्ष में मि० बेंकर की सही से 
पेश हुई हक़ीक़त हमने पढ़ी है । 
हम यह कहना चाहते हैं कि मि० बेकर के वक्तव्य में प्रो० 
प्रुव की सलाह माँगते हुए, जो बातें कही गई हैं, उन्हें छोड़कर 
जहाँ-जहाँ दूसरी हक़ीक़तें पेश की गई हैं, वे बेमोजूँ हैं, और इस- 
लिए ध्यान देने लायक नहीं हैं । मि० बेंकर की इस कोशिश को 
देखकर हमें बहुत ही आश्वय होता है । हमारा खयाल है कि. 
इसमें उनका मक़सद पंचों को भुलावे में डालने का रहा है। 
१०९ 


उनकी यह कोशिश अन्यायपूण ओर क़ानून के खिलाफ़ है । 
इस मामले में जो मुद्दे सलाह के लिए पेश किये गये हैं, उनके 
संबंध की वक्तव्यगत बातों पर, हमारा जवाब इस प्रकार है; 

अ (१) मि० बेंकर द्वारा पेश की गई सारी हक़ीक़तें एक* 
बिलकुल ग़छूत उसूल पर रची गई हैं । उनकी तमाम दलीलें इस 
डसूल पर बनी हैं कि सभी मिलें भूतदया ओर परोपकार के विचार 
से चलाई जाती हैं, ओर उनका उद्देश्य पूजीपतियों ओर 
सज़दूरों के बीच समानता स्थापित करना है | हम कहा चाहते 
हैं कि ये उसूल बिलकुल ग़रूत हैं । सच पूछा जाय तो मिले 
मालिकों की अपनी निजी सम्पत्ति हे । मिलें चलाने का. असली 
ओर सच्चा हेतु मुनाफ़ा कमाना है । इस हेतु को ध्यान में रख- 
कर ही मिलों में मज्ञद्रों को काम दिया जाता है। इसलिए 
मज़दूरों की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें जिन शर्तों पर 
जो काम सोंपा जाता है, उसका सारा दारोमदार 5प0)ए9 870 
[02779/70 अर्थात्‌ पूर्ति ओर माँग की नीति पर रहता है, और वही 
होना भी चाहिए। हम थह कहा चाहते हैं कि सारी दुनिया में सभी 
जगह इस नीति से काम होता है | जहाँ तक हम जानते हैं, कहीं 
भी पूँजीपतियों और मज़दूरों का आपसी सम्बन्ध मि० बेंकर के वक्तव्य 
में सूचित नीति के अनुसार निश्चित नहीं हुआ है; और स्पष्ट है कि 
बुद्धिमानी सी इसीमें है । उनके द्वारा सूचित नीति का स्वरूप स्वयं 
असंभव, असाध्य, और स्वप्न तुल्य है'। कुछ हृद तक वह 
* थुटोपिया ! की चीज्ञ है । वह इस संसार में, अथवा इस देश या 
शहर के लिए व्यावह्वारिक नहीं । 

(२) दूसरे, उनका यह वक्तव्य ऐसे ग़छत तर्क पर रचा 
गया है कि उसे देखकर निराशा होती है । उदाहरणाथ्थ : 

११० 


१. एज्ण्टों के कमीशन की वृद्धि 


सभी जानते हैं कि अहमदाबाद शहर में मिल के संचालकों 
और एजण्टों को विधिवत कमीशन मिलता है | एक तरीक़ा यह 
है कि एक रतल तेयार माल के पीछे तीन पाई का कमीशन दिया 
जाता है | कई ज़गह यही तरीक़ा चाहत है । दूसरे तरीक़े में 
बिके हुए माल की क़ीमत पर ३ से ४ सेकड़ा कमीशन मिलता 
है। दर असल पहले इन दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छी 
तरह काम चला था । क्योंकि जहाँ तक हिसाब का संबंध है, 
इन दोनों तरीक़ों से मिलनेवाले कमीशन में बहुत थोड़ा फ़रक् , 
रहता था । पिछले वर्षों में तो इन दोनों तरीक़ों से कमीशन 
की रक़्म सरीखी ही मिलती थी । छेकिन लड़ाई शुरू हो जाने के 
बाद एक तो महीन कपड़ा तेयार करने की ज़रूरत के कारण और 
दूसरे भाव बढ़ जाने के कारण एजण्टों को पौण्ड के हिसाब से 
कमीशन बराबर कम मिलने रगा ओर साथ ही भागीदारों, को 
मुनाफ़ा ज़्यादा मिलने लगा । इससे एजण्टों का नुकसान होने लूगा। , 
इसीलिए दूसरे तरीक़े से क़मीशन देने का रिवाज चला है । 
फिर भी कम या ज़्यादा कमीशन देने का अधिकार भागीदारों के 
हाथ में है, क्‍योंकि इससे उन्हींके मुनाफ़े में घट-बद्ध होती है। 
इस मुद्दे का मौजूदा सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


२. मजदूरों के लिए स्कूल, अस्पताल, रात के क्लब, 
बीमा-फण्ड वगरा का प्रबंन्ध करने के बारे में 


ये सभी सहूलियतें बहुत ही अच्छी हैं, छेकिन देखना यह 

है कि इन्हें व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है था नहीं | ये 

सहुलियतें धनवानों ओर मध्यम श्रेणी. के लोगों को भी नहीं मिलतीं। 
१११ 


मिल-मज़दूरों के लिए तो ये अचरज की चीज़ें हैँ । फिर इनमें 
से कई बातों के रहिए तो सरकार और म्युनिसिपेलिटी का ध्यान 
खींचने की ज़रूरत है; क्योंकि इस दिशा में वही कुछ काम कर 
सकते हैं । इस मुकदमे के सिलसिले में इन सहूलियतों पर ज़ोर 
देना अन्यायपृण और अयथाथ है । इन सब कामों का सुन्दर 
श्रीगणेश ओर प्रबन्ध किया जाय, तो इन सवालों को जल्दी से 
जल्दी अमली रूप देने से बढ़कर स्वागत योग्य ओर कोई चीज़ हमें 
नज़र नहीं आती; उस दशा में इनके लिए जो आवश्यक खर्चे 
"होगा उसकी पूत्ति में हम अपनी ओर से उचित मदद पूरी-पूरी 
खुशी के साथ देंगे । 


३. प्लेग के कारण दिया गया इजाफा 

यह इज्ञाफ़ा एक ख़ास समय के लिए ही दिया गया था । 
अब चूँकि प्लेग नहीं रहा है, इसलिए हर वक्त या हमेशा के 
लिए उस पर भार देना अनुचित ही कहा जायगा । 

४. बंबई के मजदूर ओर उनको भिलनेचाले 
“ पगार की तुलना 

इस तुलना में नीचे लिखी बातों का विचार नहीं किया 
गया है, इसलिए यह बिलकुल ग्रलत है । 

१. बंबई में मकान किराये सहित सभी खच्े ज़्यादा है । 

२. वहां के मज़दूर ज़्यादा होशियार ओर निषुण हैं । 

३. इसी कारण बंबई की मिलों में अधिक सुन्दर और खास 
ख़ूबीवाली बुनाई का काम हो सकता है । 

४. वहाँ के भज़दूर प्रायः एक ही जगह स्थायी रूप से 
काम करते हैं । 


११२ 


७. वहाँ का कोई भी मज़दूर जब बिना नोटिस दिये या 
बिना छुट्टी लिये काम पर हाज़िर नहीं रहता, तो उसे उस समय 
का पगार नहीं दिया जाता । ( अहमदाबाद में हमेशा नोटिस देने * 
का रिवाज है । ) 

इन महत्त्व के भेदों का विचार किये बिना तुलना करने से 
ग़छूती होने का संभव है। ऐसा करना न्याय विरुद्ध और 
अवास्तविक है। फिर प्रगतिशील बंबई में सी अमीतक बीमा-फण्ड या 
रात्रि-क्लब 'वग़ेरा का अभाव ही है । ऊपर की इस तुलना में इस 
हक़ीक़त का भी खयाल नहीं रक्‍खा गया है कि बंबई सरकार ने 
ओर रेलवे कंपनियों ने अपने नोकरों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं |. 

व. मि० बेंकर के शेष वक्तव्य में इस एक मुद्दे को लेकर 
कि मज़दूरों के श्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनके पक्ष को 
सबल बनाने का प्रयत्न किया गया है । लेकिन इसमें भी कुछ 
बातें ग़लत तरीक़े से पेश की गई हैं । 

१. हमें विश्वास है कि वक्तव्य की नीचे लिखी बातें सही 
नहीं हैं : 

अं. साधारण मज़दूर के परिवार में एक पुरुष, उसकी स्त्री 
और तीन चार बालक होते हैं । 

पूरी जाँच-पड़ताल के बाद हम इस निणय पर पहुँचे हैं कि 
ओसतन एक मज़दूर के परिवार में माता-पिता के सिवा अकसर एक 
ही बालक होता है, ओर बहुत ही कम घरों में दो बालक होते 
हैं । अतएव स्पष्ट है कि उनके हिसाब का आधार ग्रल्त है | 

आ. सारे परिवार का पोषण एक ही पुरुष करता है। 

इस संबंध में सी यह जानी हुई बात है कि कई घरों के 
लड़के काम करते हैं । इसलिए इस मुद्दे पर भी ज्ोर देने की 

११३ 


ज़रूरत नहीं । यह तो ज्ञाहिर है कि मिलों में बहुत से लड़के 
काम पर आते हैं । ओर कहीं-कहीं तो औरतें भी काम करती 
हैं । इसलिए ध्यान देने की बात तो यह है कि मिल-मज्जदूरों 
के परिवारों की कमाई बहुत ही ज़्यादा है । 

है. मासिक खच्च का आँकड़ा भी बहुत ही ज़्यादा बताया 
गया है । 

हूँ, मज़दूरों को अपनी शाक्ति से बाहर बहुत ही क्ष्यादा 
काम करना पड़ता है । | 

यह चीज्ञ बिलकुल ग़रूत है । किसी भी मिल में जाकर 
देखने से पता चढेगा कि बीड़ी पीने ओर पानी पीने के कमरों 
में तथा मिल के अहातों में बहुतेरे मजदूर मठरगस्ती करते ओर 
समय खोते हैं । हमारी यह राय बनी है कि अगर मज़दूर अपने 
काम पर एकाग्र रहें तो उन्हें जो आमदनी हो, उसके मुक़ाबले में 
आज ऊपर की इन आदतों के कारण “उन्हें बहुत ही कम मिलता 
हैं; यही नहीं, बल्कि इसकी वजह से मिलों को भी कह तरह का 
नुकसान होता है । मसलन्‌, माल कम तैयार होता है, और 
अकसर आहकों को और कर्षों को बन्द करने की ज्ञरूरत पड़ती 
है। आल्स्य में समय गँंवाने की इस आदत का भज़दूरों में न 
रहना हर तरह इष्ट है। हमने बार-बार इसे सुधारने की कोशिश 
की है, ठेकिन कामयाबी नहीं मिली । मज़दूर वग का केस पेश 
करने ओर उसके साथ हमदर्दी दिखाने से मज़दूरों को जो लाभ 
होता है, उसके मुक़ाबले अगर मज़दूर अपने काम का अधिक 
ख़याल रक्खें तो उनकी आमदनी बहुत ही बढ़ सकती है, ओर 
हालत सुधर सकती है; यही नहीं, बल्कि मिलों को भी बहुत 
मुनाफ़ा हो सकता है। इसमें मज़दूरों ओर पूँजीपतियों, दोनों 


११४ 


को परस्पर लाभ है। इस मामले में हमारे मजदूरों को अपने 
बेबई के मजदूर भाइयों का अनुकरण करना चाहिए । 


उ. दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि मज़दूर बार- 
बार नोकरी बदलते हैं । मिलों में होनेवाली इस फेर-बदली का 
पत्रक देखने से पता चलेगा कि मजदूर स्थिर रह नहीं सकते । इसके 
कारण मजदूरों का ओर मिलों का बहुत ही नुकसान होता है । 


ऊ. इस संबंध में हमारा नम्र निवेदन यह है कि आप 
केलिको मिल में बने माल का पत्रक देखने की कृपा करें । उस 
से साफ़ पता चलता है कि प्छेग का भत्ता देने अथवा पगार 
बढ़ाने से भी मिलों की कमाई में कोई अच्छी तरवक़ी नहीं हुई 
है; बल्कि वह बहुत ही कम हो गई है । मज़दूरों को ज़्यादा 
कमाने के जो, मौके दिये गये हैं, उनका नतीजा यह हुआ है कि 
माल की पैदावार घटी है; इस स्थिति में इसके कारण छाम 
होने के बदले हमें व्यथ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है । उसी 
पत्रक से दूसरी बात यह भी माहक्षम हो सकेगी, कि जिस इज्ाफ़े 
की आज मज़दूर माँग कर रहे हैं, वह इज्ञाफ़ा और उससे भी 
ज्यादा आमदनी वे पा सके होते, लेकिन जो मोक़े उन्हें दिये गये 
थे, उससे उन लोगों ने लाभ नहीं उठाया । हम इसका कारण 
यह समझे हैं कि मज़दूरों की आदतों में और डनकी रहन-सहन 
में आलस्य आदि की प्रधानता है | वे कुछ खास आमदनी और 
कुछ ख़ास सहूलियतों को पाकर ही सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं, ओर मुहरम . 
वग़ेरा त्यौहार के दिनों को छोड़कर बाक़ी के सब दिनों में ज़्यादा 
कमाने के जो मौक़े उन्हें दिये जाते हैं, उनसे वे लाभ नहीं 
उठाते । इस संबंध में मज़दूरों की कार्यशेलो को देखकर हमारी 


११५ 


जो मज़बूत राय बनी है, वह यह है कि अहमदाबाद में मज्जदूरों 
को ज़्यादा मज़्दूरी देने से उनकी वास्तविक मासिक आमदनी 
में बहुत ज़्यादा बृद्धि नहीं होती । इसलिए हमारी सूचना यह 
है कि इस संबंध में मज़दूरों की आदतें छुधारने की ख़ास 
ज़रूरत है । 

(२) ऊपर कही गई बातों से यह तो साफ़ है कि मि० 
बकर के वक्तव्य की खास विचारने योग्य बातें अब बहुत कम 
रही हैं । हिन्दुस्तान की आम जनता के सभी अँगों की ओर साथ 
ही मज़दूर वग की हालत को खुधारने और उत्तम बनाने की खास 
ज़रूरत है । हम यह भी मानते हैं कि यह काम बहुत जल्द 
होना चाहिए, छेकिन जैसा कि मि० बेंकर सोचते हैं, उतने थोड़े 
समय में न मनुष्य पूरी तरह सुधर सकते हैं, न उनके रिवाज 
ही सुधर सकते हैं । “युटोपिया ” एक दिन, एक वषे, या एक 
पीढ़ी में सिद्ध नहीं हो सकता । मि० बकर ने मज़दूरों के लिए जिस 
इज़ाफ़े की माँग पेश की है, वह मक़दूरों को सहज ही मिल सकता 
है, बरतें कि वे स्वयं मेहनत करें और अपने काम में अधिक 
नियमित और कम आल्सी रहें । यह उपाय उनके अपने हाथ में है। 
दयाभाव के कारण अच्छी तरह या हमेशा के 'लिए उन्हें यह 
लाभ मिल नहीं सकता । अपनी योग्यता और उलद्योगप्रियता के 
बल पर ही वे अधिक अच्छी कमाई कर सकेंगे । इस संबंध में 
हमारा निवेदन यह है कि मि० बेंकर और उनके मित्र अपने 
उत्साह का उपयोग मज़दूरों को उनकी बुरी आदतों का हानि-छाभ 
समझाने में करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा । इससे जिन लोगों 
का पक्ष लेकर वे खंडे हुए हैँ, उनको भी वे बेहद लाभ पहुँचा 
सकेंगे । 


११६ 


(३) हम पंच महोदय का ध्यान इस ओर खींचने की 
अनुमति चाहते हैं कि फ़ेसले के सिलसिले में जिस इज़ाफ़े का 
निर्णय दिया जाय, वह तभी तक के लिए हो, जबतक आज की 
परिस्थिति क़ायम रहे । यह सच है' कि आजकल महँगाई है, 
लेकिन उसका कारण मोजूदा लड़ाई है । अच्छे साल आने और 
लड़ाई बंद होने पर महँगाई न रह जायगी; और उसके साथ ही 
मिलों को जो मुनाफ़ा आज हो रहा है, वह बहुत ही कम हो 
जायगा । बहुत मुमकिन है कि बढ़े हुए करों के कारण, और 
लंकाशायर के साथ पुनः बहुत ही ज्ञोर से शुरू होनेवाली होड़ के 
कारण मिलों की हालत खराब हो जाय। इन दो बातों का मिल- 
उद्योग पर क्या ग्रभाव पड़ेगा, आज उस पर तक करना व्यर्थ है; 
लेकिन पहले से यह समझ रखना अधिक लाभदायक होगा कि 
जो मुनाफ़ा आज मिलता है, वह आगे चलकर नहीं मिलेगा । 
बंग-भंग के अच्छे सालों में सनू, १९०० से १९०९ तक मिलों को 
वहुत ही अच्छा मुनाफ़ा मिला था । छेकिन १९०९ से लड़ाई शुरू 
होने तक के समय में मिलों को बहुत ही नाज्ुक हालत में से 
गुज़रना पड़ा । उस समय सचमुच ही कई मिलों का दिवाला 
निकल गया था । इसलिए हम सच्चे दिल से यह आशा रखते हैं 
कि पूँजीपतियों और मज़दूरों के सभी मित्र इस संभाव्य ( और 
सच्ची ) स्थिति का पूरी चिन्ता के साथ विचार करेंगे । 

क्‌. अब सोचने की सिफ़ एक बात यह रह जाती है कि 
मज़दूरों को क्या इज्ञाफ़ा दिया जाय । उन्होंने अपनी ओर से 
३५ टके की माँग पेश की है । हम बीस फ़ीसदी इज़ाफ़ा दे सके 
हैं । हमारा निवेदन यह है कि ऊपर बताई गई सब परिस्थितियों 
का और निकट भविष्य के समय का ध्यानपूवक विचार करने के 


११७ 


बाद जो इज़ाफ़ा हमने दिया है, वह वाजिब है। सच पूछा 
जाय तो वह भी झखरूरत से ज़्यादा है, फिर सी आज की नाजुक 
हालत को ध्यान में रखते हुए हमने इज़ाफ़ा देना उचित समझा 
है । हम मानते हैं कि अगर अहमदाबाद में प्लेग न फैला होता, 
तो मज़दूर इस इज़ाफ़े से सन्तुष्ट रहते। इस समय तो अहमदाबाद 
में प्लेग है. ही नहीं, अतएवं जिन परिस्थितियों का विचार करके 
उन्हें प्लेणग का भत्ता दिया गया था, उसपर मौजूदा सवाल के 
सिलसिले में कुछ भी न कहा जाना चाहिए । अगर मजदूर ज़्यादा 
उद्योगी बने ओर बार-बार नोकरी बदलने की अपनी आदत को 
छोड़कर एक ही जगह स्थायी रूप से काम करें, तो अधिक नहीं 
तो जितना इज्ञाफ़ा आज वे माँगते हैं, उतना तो वे खुद कमा 
सकते हैं । वे ज्यादा काम करेंगे, तो हम उनकी ज्यादा पगार 
बहुत ही ख़ुशी के साथ देंगे। उनके मौजूदा मित्रों से उन्हें 
जितना लाभ मिलेगा, उससे अधिक लाभ उनके अपने उद्योग के 
कारण उनका भी होगा ओर हमारा भी होगा । 
अतएव अन्त में हमारा निवेदन है कि जो इज़ाफ़ा हम 

देना चाहते हैं, वह न्याययुक्त है । 

गोरधनदास ई० पटेल 

पेस्तनशा न० वकील 

जेंइिन्ट ओनररी सेक्रेटरी 

मिलएजण्ट भप 
३ 
पंच का निर्णय 
पिछली सर्दियों में अहमदाबाद के मिलमालिक मंडल और 

बुनाई विभाग के कारीगरों के दरम्यान कारीगरों के पगार के सम्बन्ध 


११८ 


न 


में विवाद खड़ा हो गया था, जिसके फलस्वरूप हड़ताल और 
लॉक आउट -- ताले बाहर --- की खेदजनक स्थिति उत्पन्न हुई थी । 
ता० २० मार्च, १९१८ के दिन दोनों पक्षों ने पंच का काम मुझे 
सौंपा और हड़ताल खुली । इसके बाद पंच का काम शुरू हुआ। 
मैने दोनों पक्षों को लिखा कि वे अपने-अपने वन्तव्य लिखकर 
भेजें । तदनुसार अनिवाय अड़चनों के कारण मिल-मालिक-मंडलू 
का कोई वक्तव्य तीन महीनों के अन्दर मुझे मिला नहीं | एक 
पक्ष के वक्तव्य से संतुष्ट रहकर फ़ैसला देना मुझे डचित नहीं 
माहछ्म हुआ, इसलिए मैंने उन्हें सूचित किया कि पंच के अधिकार 
को समाप्त करके दोनों पक्ष आपस में मिलकर समझोता कर छें, 
और इस काम में दोनों पक्षों के मित्र के नाते मेरी सहायता की 
आवश्यकता हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ । किन्तु दोनों दलों 
की ओर से यह कहा गया कि ऐसा हो नहीं सकता । उन्होंने 
यह भी कहा कि दोनों ने मिलकर पंच के काम की मुद्दत बढ़ाने 
का निश्चय किया है । इसलिए मैंने पंच का काम ज्ारी रक्खा। 
ता० २८ जून को मुझे मिल-सालिक-मण्डल का वक्तव्य मिला । 
उध्तके कारण कुछ महत्त्व के प्रश्न खड़े हुए, जिनका खुलासा मेंने 
दोनों पक्षों की ओर से माँगा था | ता० ३ जुलाई तक कारीगर 
पक्ष की ओर से इस संबंध में कुछ भी लिखकर नहीं आया । 
अधिकतर जिन खुलासों और हक़ीक़तों की मुझे ज्ञरूरत थी, वह 
मिलमालिकों की ओर से मिलने को थी; उनकी ओर से एक “ खानगी ' 
सूचना के साथ कुछ हक़ीक़त पेश की गईं है । लेकिन उससे मेरे 
सभी सवालों का जवाब नहीं मिलता, और जो मिलता है, वह 
भी अपूर्ण रूप में मिलता है: और, कुछ हक़ीक़तों का उपयोग तो 
तभी हो सकता है, जब वे कई मिलों से इकट्ठा करके भेजी जायें। 


११५९ 


परन्तु मालिकों की ओर से यह कहा गया है कि आज इस तरह 
की हक़ीक़त इकटठ्ठा करना मुमकिन नहीं है । ऐसी दशा में में यह 
निर्णय नहीं कर सकता कि दोनों पक्षों के इस झगड़े में वास्तविक 
न्‍्याय क्या है | लेकिन चूँकि इस समय मिलमालिक विशेष 
हक़ीक़तें दे नहीं सकते, ओर ग्ररीब कारीगरों को पंच का निर्णय 
जल्दी ही मिल जाना इष्ट है, इसलिए मुझे व्यावहारिक 
न्याय अर्थात्‌ फ़ेसले से काम लेना पढ़ता है | पंच के फ़ैसले 
की राह न देखते हुए कुदरती तौर पर मिलमालिकों ओर कारीगरों 
के बीच प्रस्तुत प्रश्न को लेकर जो वास्तविक स्थिति उत्पन्न हो 
गई है, उसमें से मुझे इस व्यावह्ारिक न्याय का सूत्र मिल जाता 
है। कारीगरों की ओर से प्राप्त हक़ीक़त से पता चलता है कि 
आजकल अधिकांश मिलों में ३५ फ़ीसदी इज़ाफ़ा दिया जा चुका 
है ओर कुछ मिलों में तो इज्ञाफ़े की यह रक़्म ५० फ़ीसदी तक 
पहुँच चुकी है । अतएवं इस विवाद से सम्बन्ध रखनेवाले शेष 
समय के लिए ३५ फ़ोसदी का इज़ाफा देना उचित है। इस- 
लिए पंच के नाते प्राप्त अपने अधिकार के साथ में यह घोषित 
करता हूँ कि मिलमालिक कारीगरों को विवाद-सम्बन्धी शेष समय 
के पगार में ३५ फ़ीसदी इज्ञाफ़ा दें, अर्थात्‌ २७॥ टका देने के 
बाद बची हुई रक़म वे कारीगरों को दें । 
अन्त में मुझे यह लिखते हुए संतोष होता है कि दोनों 
पक्षों ने परस्पर सहिष्णुता और शान्ति के साथ काम किया है, 
ओर पंच का निर्णय श्राप्त होने में जो विलूम्ब हुआ, उस बीच 
दोनों ने परस्पर हिलमिलकर मिलों का काम चाह रक्‍खा है । 
मुझे आशा है कि दोनों पक्ष मिलकर काम करते रहेंगे । 
ता. १०-८-१९१८ आनंदर्शकर बापुभाई ध्रुव 


१२० 


2, 
उपवास के सम्बन्ध में गांधीज्ञी का वक्तव्य 


में समझता हैँ कि मुझे अपने पिछले उपवास के सम्बन्ध 
में जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । कुछ मित्र 
मेरे इस काय को मूखंतापूण समझते हैं, कुछ इसमें नामदीं देखते 
हैं, और दूसरे कई इसे उससे भी खराब समझते हैं । छेकिन में 
यह मानता हूँ कि अगर मैंने यह क़दम बढ़ाया न होता तो में 
अपने सिरजनहार के प्रति और अपने अंगीक्ृत काय के श्रति बेवफ़ा 
रहा होता । 

कोई एक महीना पहले में बंबई गया था । वहाँ मुझसे यह 
कहा गया था कि महामारी के कारण अहमदाबाद के मिल-मज्ञदूरों 
को जो बोनस दिया जाता था, अगर वह बन्द किया गया तो 
खयाल किया जाता है कि मज़दूर हड़ताल कर देंगे ओर उपद्रव 
मचायेंगे । मुझे मध्यस्थ बनने को कहा गया, ओर मेंने मंजूर किया। 

पिछले अगस्त महीने से मज़दूरों को महामारी के कारण 
७० फ़ीसदी तक बोनस मिलता था । इस बोनस को बन्द करने 
की कोशिश के कारण मजदूरों में क्षोरदार असन्तोष फेला । मिल- 
मालिकों ने बिलकुल अन्त-अन्त में महामारी के कारण दिये जानेवाले 
बोनस के बदले बढ़ी-चढ़ी महँगाई के निमित्त से उनकी मजदूरी 
में २० फ़ीसदी इज्ञाफ़ा कर देने की बात कही । परन्तु भज्दूरों 
को इससे सनन्‍्तोष न हुआ । सारा सवाल पंच के सिपुरद किया गया, 
और अहमदाबाद के कलेक्टर मि० चेठफील्ड सरपंच नियुक्त किये 
गये । इस पर भी कुछ मिलों के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी । 
सालिकों ने सोचा कि मज़दूरों ने यह सब बिना किसी उचित 


१२१ 


कारण के किया है, इसलिए वे पंच श्रस्ताव से हट गये और 
उन्होंने “ लेक आउट ! का ऐलान कर दिया । उन्होंने यह भी 
तय कर लिया कि जिस बीस फ़ीसदी इज्ञाफ़े का ऐलान उन्होंने 
किया है, जबतक मज़दूर उसको मंजूर करने के लिए थकथका 
कर विवश नहीं हो जाते, तबतक लॉक आउट ज़ारी रक्खा जाय । 
मक़दूरों की ओर से भाई शंकरलाल वैंकर, भाई वहमभाई पटेल 
ओर में पंच नियुक्त किये गये थे । हमने देखा कि अगर हम 
ताबड़तोड़ ओर मज़बूती के साथ कोई क़दसम नहीं उठायेंगे, तो 
मज़दूर दबा दिये जायेंगे । इसलिए हमने इज़ाफ़े के सिलसिले में 
जाँच शुरू की । हमने मिलमालिकों की सहायता पाने की कोशिश 
की, किन्तु उन्होंने हमें कोई सहायता न दी । उनके मन में तो 
यही धुन समाई हुई थी कि मिलमालिकों का संयुक्त बल मज़दूरों 
के ऐक्च को किस प्रकार पराजित करे । अतएव एक दृष्टि से 
हमारी जाँचपड़ताल एकतर्फ़ा थी । फिर भी हमने माकिकों के 
पक्ष को ध्यान में रखने का यत्न किया, और हम इस निश्चय 
पर पहुँचे कि ३५ ठके का इज़ाफ़ा उचित माना जा सकता है । 
मक्दूरों को अपना यह अंक बताने से पहले हमने अपनी जाँच 
का परिणाम मिलमालिकों की तरफ़ भेजा ओर उनसे यह भी कहा 
कि अगर वे उसमें कोई भूल सुझायेंगे, तो हम उसे सुधार लेने 
को तेयार हैं । लेकिन उन्होंने हमारे साथ किसी प्रकार का समझौता 
करना पसन्द ही न किया । उन्होंने अपने जवाब में यह बताया 
कि बंबई के सेठों और सरकार की तरफ़ से जो दर दी जाती 
है, वह हमारे द्वारा निश्चित दर से बहुत कम है । मेने महसूस 
किया कि उनके जवाब का यह हिस्सा अनावश्यक था, अतएब 
एक विराट सभा में मैंने ऐलान किया कि मिल-मज़दूर ३५ फ़ीसदी 


१२२ 


इज़ाफ़ा मंजूर करेंगे । यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि 
मज़दूरों को महामारी के निमित्त उनकी मज़दूरी पर, ७० फ़ीसदी 
इज़ाफ़ा मिलता था, और उन्होंने अपना यह इरादा जाहिर किया 
था कि बढ़ती हुई महँगी के कारण वे ५० ठके से कम इज़ाफ़ा . 
मंजूर नहीं करेंगे । परन्तु उनसे कहा गया कि वे अपनी ५० 
टका और मिलमालिकों की २० ठका के बीच की दर को मंजूर 
करें । (बीच की दर स्वीकार करने का निणेय बिलकुल आकस्मिक 
ही था । ) थोड़ी गुनगुनाहट के बाद सभा ने ३५ ठके का इज़ाफ़ा लेना 
स्वीकार किया; इसके साथ यह भी मान ही लिया गया था कि जिस क्षण 
मिलमालिक पंच के माफ़त फ़ैसला कराना स्वीकार कर ढें, उसी क्षण 
मज़दूर भी वैसा ही करें । इसके बाद प्रतिदिन हज़ारों आदमी गाँव के 
बाहर एक पेड़ की छाया तछे इकठ्ठा होते थे । उनमें से कई तो 
बड़ी दूर से पेदल चलकर आते थे, ओर सच्चे दिल से परमात्मा 
को साक्षी रखकर ३५ ठके से एक पाई भी कम न लेने का 
अपना निश्चय मज़बूत करते थे । उन्हें पेसे की कोई मदद नहीं 
दी जाती थी । अब यह तो हर कोई समझ सकता है कि ऐसी 
हालत में उनमें से कइयों को भूख का कष्ट उठाना पड़ता था, 
और जबतक वे बेकार थे, उन्हें कोई क़् भी न देता था । 
दूसरी तरफ़, उनके सहायकों की दैसियत से हमने यह निश्चय किया 
कि अगर उनमें से शक्तिशाली छोग मेहनत-मज़दूरी करके अपना 
गुज़ारा करने को तैयार न हों, और हम सावेजनिक फण्ड इकट्ठा 
करके उसका उपयोग उनके भरण-पोषण में करें, तो उससे हम 
उनको नुकसान ही पहुँचायेंगे । जिन लोगों ने संचों पर काम किया 
था, उनको रेत या ईंट की टोकरियाँ ढोने को समझाना बहुत कठिन 
था । वे यह काम करते तो थे, लेकिन बड़ी नाराज़ी के साथ । 


१२३ 


“मिलमालिकों ने भी अपने दिल कठोर बना लिये । उन्होंने भी 
२० टके से ज़्यादा न देने का निश्चय किया था, और मभज्भद्रों 
'को फुसछाकर उनसे हाथ ठिकवाने के लिए अपने जासूस छोड़ 
'रक्खे थे । लॉक आउट के शुरू में ही हमने काम न करनेवालों 
की मदद न कर सकने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके 
'साथ हमने उन्हें यह विश्वास भी दिलाया था कि उन्हें खिलाकर 
और पहनाकर ही हम खायें ओर पहनेंगे । इस तरह २२ दिन 
बीत गये । भूख की पीड़ा का ओर मिलमालिकों के जासूसों का 
असर काम करने लगा । आसुरी भाव उनको बहकाने रूगा ओर 
उनसे कहने लगा कि इस संसार में ईश्वर नाम की ऐसी कोई चीज़ 
'नहीं है, जो उनकी मदद करे; और ये ब्रत वगैरा तो कमज़ोरों 
'की कमज़ोरी को छिपाने के लिए अखितियार की गई तरकीर्ब हैं । 
में हमेशा देखता था कि लोग पाँच से लेकर दस हज़ार तक की 
संख्या में रोज्ञ उत्साह और उमंग के साथ इकद्रा होते थे । उनके 
चेहरों से उनकी हृढ़ता टपकती थी । लेकिन इसके बदले एक दिन 
मैंने सिफ़ दो हजार आदमियों को एकन्न देखा; जिनके चेहरों पर 
निराशा छाई हुईं थी । इसी असे में हमने यह भी सुना कि किसी 
एक चाल में रहनेवाले मिल-मज़दूरों ने सभा में आने से इनकार 
किया है, ओऔर वे बीस ठके का इज्ञाफ़ा मंजूर कर लेने की तैयारी 
में हैं । उन्होंने हमें सुनाकरर॒ यह भी कहा (और में समझता 
हूँ कि उनका कहना वाजिब था) कि हमारे पास मोटरें हैं, खाने- 
पीने का पूरा प्रबंध है, इसलिए सभा में हाज़िर रहने और मौत 
के मुकाबले में भी दृढ़ रहने की सलाह देना हमारे लिए आसान 
है | ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए मुझे उनकी आपत्ति 
उच्चित माहछम हुईं । ईश्वर में मुझे उतनी ही अचल श्रद्धा है 
१२४ 


जितनी किसी प्रत्यक्ष वस्तु में होती है । ओर में मानता हूँ कि. 
किसी भी दशा में वचन का पालन करना आवश्यक है । में 
जानता था कि हमारे सामने खड़े हुए लोग परमात्सा से डरते हैं;. 
परन्तु कीक आउट ओर हड़तारू के कई दिनों तक चलने के 
कारण उन पर असह्य बोझ आ पड़ा है | में हिन्दुस्तान में बहुत 
घूमा हूँ । अपनी इन यात्राओं में मेने सैकड़ों आदमी ऐसे देखे 
हैं, जो पल में प्रतिज्ञा करते हैं, ओर पल में उसे तोड़ते हैं । 
में यह भी जानता था कि हम में जो लोग सबसे अच्छे माने 
जाते हैं, ईश्वर और आत्मबरू के संबंध में उनकी श्रद्धा भी 
शिथिल और अस्पष्ट ही होती है । मेंने देखा कि मेरे लिए यह 
एक पविन्न अवसर है! मुझे अपनी श्रद्धा कसोटी पर चढ़ी हुई, 
प्रतीत हुईं, फलत: में बिना किसी संकोच के उठ खड़ा हुआ और 
मेने कहा कि जो प्रतिज्ञा भावपूवंक ली गई है, मिलमज्जदूरों द्वारा 
उसका भंग होना मेरे लिए असह्ाय है । इसलिए मेंने प्रतिज्ञा की 
कि जबतक मज़दूरों को ३५ ,टका इज़ाफ़ा नहीं मिलेगा, अथवा 
जबतक वे हार कर हाथ नहीं टेक देंगे, तबतक में अन्नग्रहण न 
करूँगा । इस समय तक सभा में पिछली सभाओं का-सा उत्साह 
न था; उदासी थी । लेकिन अब उसमें जादू की तरह एकाएक. 
उत्साह आ गया । एक-एक आदमी के गाल पर ठप ठप आँसू 
टपकने रंगे, ओर वे एक के बाद एक उठकर यह ऐलान 
करने लगे कि जबतक उनकी माँग मंजूर नहीं; होगी, वे कमी भी 
मिल में काम करने नहीं जायेंगे, ओर जो लोग इस सभा में हाज्ञिरः 
नहीं हैं, उनसे मिलकर उन्हें भी मज़बूत बनायेंगे । सत्य ओर 
ग्रेम के प्रभाव को प्रत्यक्ष निहारने का वह एक अमूल्य अवसर था | 
हर एक यह महसूस करने छरूगा कि परमेश्वर की पालक शक्ति: 


१२५ 


जितनी प्राचीन काल में हंमारे आसपास रहती थी, उतनी ही आज 
भी है । इस प्रतिज्ञा का कोई पछतावा मुझे नहीं । बल्कि में तो 
श्रद्धापवक यह मानता हूँ कि अगर मेंने कोई दूसरा तरींक़ा 
अखितयार किया होता तो मैंने अपने अंगीकृत काय का द्वोह 
किया होता । प्रतिज्ञा करने से पहले सी में जानता था कि 
उसमें कुछ महान च्ुटियाँ रह जाती हैं । मिलमालिकों के निश्चय 
पर किसी भी प्रकार का असर डालने के लिए इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा करना तो उनके साथ घोर अन्याय करना है। में जानता 
था कि उनमें से कुछ की मित्रता का सोभाग्य सुझे प्राप्त है; 
लेकिन अपने इस काम से अब में अपने को इसके लायक़ रख 
नहीं रहा हूँ । में यह सी समझता था कि मेरे इस काय के 
कारण ग़लत-फ़हमी बढ़ने का डर है | मेरे लिए यह संभव न 
था कि मैं उनके निणेय पर अपने उपवास के श्रभाव को पड़ने 
से रोकूँ । दूसरे, उनके परिचय के कारण मेरी ज़िम्मेदारी इतनी 
बढ़ गईं थी कि में उसे उठाने में असमथ था । आमतौर पर 
इस तरह की लड़ाई में मज़दूरों के लिए जो राहत मैं उचित . 
रूप से हासिल कर सकता था, उसीके लिए यहाँ मैं असमथ हो 
उठा । में जानता था कि मिलमालिकों से में कम में कम जो 
ले सकूँगा उससे, और मजदूरों द्वारा की गई प्रतिज्ञा के तत्त्वों की 
सिद्धि के बदले उसके स्थूल अथ की सिद्धि से ही मुझे 
सन्‍्तोष करना पड़ेगा; ओर हुआ भी वहीं। मैंने तराजू 
के एक पलड़े में अपनी प्रतिज्ञा के दोष रक्‍खे, और 
दूसरे में उसके गुण । मनुष्यप्राणी के बिलकुल निर्दोष कर्म तो 
बिरले ही हो सकते हैं । में जानता था कि मेरा काम तो खास 
तौर पर दोषयुक्त है । मेंने देखा कि हमारी आनेवाली संतान 


१२६ 


हमारे बारे में यह कहे कि दस हज़ार आदमियों ने बीस-बीस दिन 
तक ईश्वर को साक्षी रखकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह अचानक 
तोड़ डाली, उसकी अपेक्षा मिलमालिकों की स्वतंत्रता को और 
उनकी स्थिति को अनुचित रीति से विषम बनाने में मेरी जो 
बदनामी होगी, वह ज़्यादा अच्छी है । मेरा यह दृढ़ विश्वास है 
. कि जबतक लोग फ़ोछाद की तरह मज़बूत नहीं बनते, और जब- 
तक दुनिया उनकी ठेक को 'मीड” ओर फारीसी” के क़ानून की 
तरह अद्वट और अचल नहीं समझती, तबतक वे एक राष्ट्र बन 
नहीं सकते । मित्रों की राय चाहे जो बनी हो, तथापि इस समय 
तो में यही मानता हैँ कि आगे कभी ऐसा मौक़ा आया तो जेसा 
कि इस पत्र में कहा गया है, वेसा खेल खेलने में में पीछे नहीं 
हटूँगा । ह 

इस पत्र को समाप्त करने से पहले में दो व्यक्तियों . के 
नाम प्रकट करना चाहता हूँ । हिन्दुस्तान उन पर गव कर सकता 
है | श्री० अंबालाल साराभाई मिलमालिकों के प्रतिनिधि थे । वे 
एक सुयोग्य सज्जन हैं; बड़े सुशिक्षित और सजग व्यक्ति हैं। 
साथ ही वे दृढ़ निश्चयी भी हैं । उनकी बहन श्री अनसूयाबहन 
मिल-मज़दूरों की प्रतिनिधि थीं । उनका हृदय कुन्दन की तरह 
निमल है, और ग्ररीबों के लिए उनके दिल में बहुत दया है । 
मिल-मज़दूर उन्हें पूजते हैं, और उनकी बात को क़ानून का-सा मान 
देते हैं । भेंने ऐसी कोई लड़ाई नहीं जानी, जिसमें कटुता नाम- 
मात्र को हो, ओर दोनों पक्षों के बीच इतना विनय रहा हो । 
इस मधुर परिणाम का श्रेय मुख्यतः उस संबंध को है, जो इस 
लड़ाई में श्री० अंबालाल साराभाई और श्री अनसूया बहन के 
कारण रहा । 


१२७ 


गाँधीजीनां ग्रजराती प्रकाशनों 


आत्मकथा भा. १ २ 

आत्मकथा भा. १-३ ( नागरी लिपि ) 

खरी केव्य्वणी 

केछ्वणीनों कोयडो 

घर्ममंथन 

व्यापक धमभावना 

अहिसा 

वर्णव्यवस्था 

अनासक्तियोग 

गीतापदाथकोष 

मंगल्प्रभात 

आश्रमवासी प्रत्ये 

दक्षिण आफ्रिकाना सद्याग्रहनो इतिहास भा. १-२ 

थेरवडाना अनुभव 

हिंद स्व॒राज (हस्ताक्षरमाँ, खादीजु पूढ ) 
(छापेले ) 

गांधीजीनु नवजीवन ( चार भाग ) 

“ नीतिनाशने मार्ग ! 

त्यागमूर्ति अने बीजा लेखों 

सर्वोदय 

एक सत्यवीरनी कथा अथवा सोक्रेटीसनो बचाव 

गामडांनी वहारे 

गीताबोघ 

गोसेवा 


है >> की “>> की 


७० १ ६-० 
०-१ २-० 
१----००--० , 
७--१५०---० 
०-१४८--० 
५4003 “कल 2 


०“ ६००० 
०“-२०-- ० 
क्र +त> ए9 
कक जलन पिंक 


ह 280 + आप 
७०+-१२--० 
१-१६---० 
छल जन पं लत हक 
११---००-० 
दा बा 
०७०“ १२१०-७० 
०७-“-- १-६ 
की पूल फ 


क नि +++ 9 


०“ १०“ ६ 


हैँ... #०रऊललम_मःन्‍ प्‌ आस  .,] 


नवज्ञीवन प्रकाशन मंदिर 
अमदावाद 


